निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 28 


20 आषाढ़ 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

11 जुलाई 2018 ( ई 0) 


, 


--- 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 –बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-20 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1-क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए0, आई 0 एससी 0, 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस 0 , बी 0एस 0 ई 0, डीप 0 - इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 21-21 भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग -9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम , भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 

22-22 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 

23-37 


विनियम , 


आदेश , 


2 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 


सूचनाएं 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 जून 2018 
सं 0 भा ० व० से 0 ( स्था ० ) -07 / 2018-1841 / प ० व ० - श्री यू.एस. झा , भा ०व ० से ०, ( 85 ) के प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
( HAG + ) कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान धारित पद ( अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , कार्य नियोजना, 
अनुसंधान एवं विस्तार, बिहार , पटना) को उनके पदस्थापन काल तक के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HAG + ) कोटि में 
उत्क्रमित एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , कार्य नियोजना, अनुसंधान एवं विस्तार , बिहार, 
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ० ) -07 / 2018-1842 / प ० व ० – श्री अनिल कुमार प्रसाद, भा ० व ० से ०, (88) के अपर प्रधान 
मुख्य वन संरक्षक (HAG ) कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा वर्तमान धारित पद (मुख्य वन संरक्षक , मानव संसाधन 
एवं विकास , बिहार , पटना) को उनके पदस्थापन काल तक के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HAG) कोटि में उत्क्रमित 
एवं समकक्ष घोषित करते हुए उन्हें मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं विकास, बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ० )-07 / 2018-1843 / प ० व ० – श्री पी.के. गुप्ता , भा ० व ० से ०, ( 92 ), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , 
भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए उन्हें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

श्री पी.के , गुप्ता, भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक ( आई.टी.), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें । 
सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1844 / प ० व ० - श्री संतोष तिवारी , भा ० व ० से ० , ( 93 ), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , 
मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए उन्हें निदेशक , पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

श्री संतोष तिवारी, भा ०व ० से ०, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण कोष के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेगें । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1845 / प ० व ० – श्री अरविन्दर सिंह, भा ० व ० से०, ( 95 ), क्षेत्रीय मुख्य वन 
संरक्षक, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें मुख्य वन संरक्षक - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप 
बोर्ड , स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1846 / प ० व ० - श्री रवि शंकर कुमार, भा ० व ० से ०, ( 99 ), मुख्य वन संरक्षक 
( आई.टी.), बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1847 / प ० व ० - श्री ललन प्रसाद सिंह, भा ० व ० से०, ( 2000), वन संरक्षक , वन्य 
प्राणी अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व० से 0 ( स्था ० ) -07 / 2018-1848 / प० व० - श्री संजय कुमार सिन्हा, भा ०व ० से ०, (2000 ), वन संरक्षक , 
कार्य नियोजना अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें मुख्य वन संरक्षक , संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार , पटना के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1849 / प ० व ० - श्री मनोज कुमार सिंह, भा ०व ० से ०, (2000), वन संरक्षक, 
मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1850 / प ० व ० - श्री कुन्दन कुमार, भा ० व ० से ० , (2000 ), वन संरक्षक, अनुश्रवण 
एवं मूल्यांकन, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना अगले आदेश तक वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय : 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना, वन संरक्षक - सह - अपर निदेशक, हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार, पटना एवं वन 
संरक्षक , कार्य नियोजना अंचल, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें । 

सं 0 भा ० व० से 0 ( स्था ० ) -07 / 2018-1851 / प ० व ० – श्री अभय कुमार, भा ० व ० से ०, (2001), वन संरक्षक, पूर्णियाँ 
को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन संरक्षक , मुजफ्फरपुर अंचल , मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


3 


सं 0 भा ० व० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1852 / प० व० - श्री सुरेन्द्र सिंह, भा ० व ० से०, ( 2001 ), वन संरक्षक (मुख्यालय), 
कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन संरक्षक , वन्य प्राणी अंचल , पटना के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सुरेन्द्र सिंह , भा ० व ० से ०, वन संरक्षक - सह - अपर सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, पटना के अतिरिक्त 
प्रभार में भी रहेगें । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ० ) -07 / 2018-1853 / प ० व ० - श्री अमित कुमार, भा ० व ० से ०, ( 2008 ), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी - सह - उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल -2 , बेतिया को स्थानांतरित करते हुए उन्हें निदेशक, संजय 
गाँधी जैविक उद्यान , पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ०व० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1854 / प ० व० - श्री गौरव ओझा, भा ०व ० से०, ( 2013), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी - सह - उप निदेशक , वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल -1, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल 
पदाधिकारी - सह - उप निदेशक , वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष , प्रमंडल -2, बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1855 / प ० व० - श्री अम्बरीश कुमार मल्ल , भा ० व ० से०, ( 2015 ), संलग्न 
पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल -2, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी - सह - उप 
निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल -1, बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ० ) -07 / 2018-1856 / प ० व ० - श्री अभिषेक कुमार सिंह, भा ० व ० से०, (2015 ), संलग्न 
पदाधिकारी , नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ० )-07 / 2018-1857 / प० व ० - श्री सुधीर कुमार, भा ० व ० से ०, (2007), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, बेगूसराय को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वरीय उप वन संरक्षक , कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार , 
पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से 0 ( स्था ०) -07 / 2018-1858 / प ० व ० - श्री संजय कुमार सिन्हा, भा ० व ० से ० , ( 2008), वरीय उप वन 
संरक्षक , कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए उन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय 
के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
श्री संजय कुमार सिन्हा, भा ० व ० से० , वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार चौधरी, अवर सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 जून 2018 
सं 0 3( स ) / उ 0 स्था ०( स्थानान्तरण )03 / 2016-2763 - श्री राम प्रपन्न चौधरी , कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , अररिया को उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3( स ) / उ 0 स्था ०( स्थानान्तरण ) 03 / 2016-2764 - श्री रंजन कुमार सिन्हा, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर को उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3( स) / उ 0 स्था 0(स्थानान्तरण ) 03 / 2016-2765 - श्री एस0 मुजफ्फर रजी, कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, गया को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 3( स ) / उ ० स्था ० (स्थानान्तरण) 03 / 2016-2766 - मो 0 अनीस, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार को 
उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , किशनगंज के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3( स) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण ) 03 / 2016-2767 - श्री बिजेन्द्र कुमार लाल, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, कटिहार को परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं 0 3( स ) / उ ० स्था ० (स्थानान्तरण )03 / 2016-2768 – श्री राम किशोर कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय को उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए 
कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3(स ) / उ 0 स्था ०(स्थानान्तरण )03 / 2016-2769 - श्री प्रमोद कुमार तिवारी, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


4 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
सं 0 3( स ) / उ० स्था ० (स्थानान्तरण )03 / 2016-2770 – श्री सत्येन्द्र कुमार , कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला 
उद्योग केन्द्र, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3( स ) / उ ० स्था ०(स्थानान्तरण )03 / 2016-2771 - श्री अनिल कुमार मंडल, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, बेगूसराय सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए परियोजना 
प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3 ( स ) / उ० स्था ० ( स्थानान्तरण )03 / 2016-2772 - श्री राजकुमार शर्मा, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रंबधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3(स ) / उ० स्था 0(स्थानान्तरण ) 03 / 2016-2773 - श्री श्यामू राम, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
अररिया सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से 
स्थानान्तरित करते हुए परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं 0 3(स ) / उ 0 स्था ०( स्थानान्तरण )03 / 2016-2774 - श्री ललन कुमार, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर को उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी 
प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3( स ) / उ ० स्था ० (स्थानान्तरण )03 / 2016-2775 - श्री सुनीत कुमार मिश्र, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , वैशाली को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3( स ) / उ० स्था 0 (स्थानान्तरण )03 / 2016-2776 - श्री मकेश्वर द्विवेदी, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, गया को उनके अभ्यावेदन के आलोक में वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3(स ) / उ0 स्था ०(स्थानान्तरण )03 / 2016-2777 - श्री संजय कुमार सिन्हा, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , पूर्वी चम्पारण( मोतिहारी) को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी प्रबंधक 
सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 3 ( स ) / उ ० स्था ० (स्थानान्तरण ) 03 / 2016-2778 – श्री अशोक कुमार सिन्हा, उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र 
महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए सलाहकार , खाद्य प्रसंस्करण 
निदेशालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री सिन्हा अपने कार्यों के अतिरिक्त उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 3( स ) / उ ० स्था 0( स्थानान्तरण )03 / 2016-2779 - श्री संजय कुमार सिंह, उप निदेशक ( तक 0), तकनीकी 
विकास निदेशालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री राजन कुमार उपाध्याय, उप निदेशक ( तक 0), तकनीकी 
विकास निदेशालय , बिहार , पटना द्वारा संपादित किये जा रहे राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से संबंधित कार्य का अतिरिक्त 
प्रभार दिया जाता है । 

2. यह आदेश तुरत के प्रभाव से लागू होगा । 

3. जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं 
पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
प्रदीप कुमार, अपर सचिव । 


उद्योग विभाग 


2-5 


अधिसूचनाएं 

24 मई 2018 
सं 0 3 ( स0 ) / उ ० स्था ० (ए 0 सी 0 पी 0) 07 / 2012-2145 – वित्त विभाग के अधिसूचना सं0-03 / एम 0 
वे0 पु0-22 / 99, 4685 वि ०(2), दिनांक 25-06-2003 , वित्त विभाग के संकल्प संख्या -7566 , दिनांक 14-07-2010 (रूपान्तरित 
सुनिश्चित वृत्ति योजना 2010) एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं अन्य सुसंगत नियम के आलोक में दिनांक 
04-05-2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार उद्योग सेवा संवर्ग के कार्यरत / सेवानिवृत 
पदाधिकारियों को ए 0 सी 0 पी 0 / एम 0 ए0 सी 0 पी 0 की प्रभावी होने की तिथि 09-08-99 / 01-01-09 अथवा 12/24 एवं 
10/20/30 वर्ष की नियमित्त सेवा पूरी करने के तिथि से प्रथम / द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 अथवा प्रथम / द्वितीय / तृतीय 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


5 


एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति में वर्णित पदाधिकारियों के नाम के सामने स्तम -4 एवं 5 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में 
स्वीकृति प्रदान की जाती है : 
क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं वरीय प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० प्रथम / द्वितीय / तृतीय 
पदनाम 

का 

देयता की तिथि एवं एम० ए ० सी ० पी ० देयता की तिथि 
वरीयता वेतनमान 

एवं वेतनमान 
क्रमांक 
2 . 3 . 4 . 

5 . 
1. श्री महेश प्रसाद, सेवानिवृत 01 प्रथम ए ० सी ० पी ० दिनांक 
निदेशक , तकनीकी विकास 

03-06-2000 से वेतनमान 
निदेशालय, बिहार, पटना । 

16400-20000 / - में देय । 
2. श्री प्रकाश टोप्पो, संयुक्त 10 

द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
उद्योग निदेशक, उद्योग 

21-08-10 से वेतनमान पी 0 बी0-4 
निदेशालय, बिहार, पटना । 

37400-67000 , ग्रेड पे -8700 / - में 


1 . 


देय । 


14 


15 


द्वितीय 


3. श्री विमल कुमार, सेवानिवृत 

संयुक्त उद्योग निदेशक , 
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय , 
बिहार, पटना । 
4. श्री ब्रजनन्दन प्रसाद, संयुक्त 

उद्योग निदेशक, तकनीकी 
विकास निदेशालय, बिहार, 

पटना । 
5. श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह , 

सेवानिवृत कार्यकारी प्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, 
बेगूसराय । 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
21-08-10 से वेतनमान पी 0 बी0-4 , 
37400-67000 , ग्रेड पे -8700 / - में 
देय । 

एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
21-08-10 से वेतनमान पी 0 बी0-4 , 
37400-67000, ग्रेड पे -8700 / - में 
देय । 
द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
01-01-09 से वेतनमान पी 0 बी0-3 , 
15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 


22 


देय । 


26 


6. श्री हसमत अली, सेवानिवृत 

महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, खगड़िया । 


प्रथम ए ० सी ० पी ० दिनांक 
14-12-99 से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 


28 


7. श्री श्याम नारायण राम , उप 

निदेशक (तक0 ). तकनीकी 
विकास निदेशालय , बिहार, 
पटना । 


(1 ) द्वितीय एम0 ए0 सी 0 पी 0 दिनांक 
01-01-09 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 


देय । 


(2 ) तृतीय एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 दिनांक 
14-11-17 से वेतनमान पी 0 बी0-4, 
37400-67000 , ग्रेड पे -8700 / - में 


देय । 


30 


8. श्री घनश्याम दोराई , 

सेवानिवृत कार्यकारी प्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, 
जहानाबाद । 


प्रथम ए ० सी ० पी ० दिनांक 
25-04-2000 

से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 


33 


द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
13-04-2000 

से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 


9. श्री धनेश कुमार , सेवानिवृत 

प्रभारी महाप्रबंधक, जिला 

उद्योग केन्द्र, अररिया । 
10. श्रीमती 

विक्टोरिया पूर्ती, 
सेवानिवृत 
उप उद्योग 
निदेशक, उद्योग निदेशालय , 
बिहार, पटना । 


38 


तृतीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
16-12-13 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 
देय । 


6 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


वरीय 

का 
वरीयता 
क्रमांक 


प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० 
देयता की तिथि एवं 

वेतनमान 


प्रथम / द्वितीय / तृतीय 
एम ० ए ० सी ० पी ० देयता की तिथि 

एवं वेतनमान 


2 . 


3 . 


5 . 


39 


राम , 


45 


4 . 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
28-03-2001 

से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
04-04-2001 से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
28-03-2001 

से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 


46 


47 


48 


1 . 
11. श्री बैजू रजक , सेवानिवृत 
प्रभारी महाप्रबंधक, 

महाप्रबंधक , जिला 
उद्योग केन्द्र, मधुबनी । 
12. श्री सूर्य नारायण 

सेवानिवृत प्रभारी महाप्रबंधक, 

जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी । 
13. श्री राजेन्द्र कुमार, सेवानिवृत 

प्रभारी उप उद्योग निदेशक , 
उद्योग निदेशालय , बिहार, 

पटना । 
14. श्री सूर्यनाथ बैठा, सेवानिवृत 

प्रभारी महाप्रबंधक, जिला 

उद्योग केन्द्र , सीतामढ़ी । 
15. श्री राम खेलावन चौधरी, 

सेवानिवृत प्रभारी महाप्रबंधक 
जिला उद्योग केन्द्र, 
लखीसराय । 

विन्देश्वर मोची. 
सेवानिवृत प्रभारी महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल । 

राम नरेश चौधरी, 
सेवानिवृत कार्यकारी 
प्रबंधक - सह - उप 

मुख्य 
कार्यपालक 

बिहार 
राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड , 

पटना । 
18. स्व 0 जयराम प्रसाद, भूतपूर्व 

कार्यकारी प्रबंधक, जिला 
उद्योग केन्द्र, रोहतास । 
सुखदेव 

प्रसाद , 
सेवानिवृत कार्यकारी प्रबंधक , 

जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा । 
20. श्री विनय प्रसाद, सेवानिवृत 

महाप्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र , रोहतास । 


द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
31-03-2001 से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक तृतीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
26-03-2001 से वेतनमान | 01-01-09 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
10000-15200 / - में देय । 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 

देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० 

दिनांक 
25-03-2001 से वेतनमान 
10000–15200 / 

में देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
26-03-2001 

से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 


16. श्री 


49 


17. श्री 


50 


पदा० , 


51 


- 


द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
09-08-99 से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 
प्रथम ए ० सी ० पी ० दिनांक 
05-10-2001 से वेतनमान 
10000-15200 / - में देय । 


19. श्री 


52 


53 


तृतीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
15-07-13 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 


देय । 
द्वितीय 


56 


21. श्री अजय कुमार महतो, उप 

उद्योग निदेशक, उद्योग 
निदेशालय, बिहार, पटना । 


एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
31-01-13 से वेतनमान पी 0 बी0-3 , 
15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 

देय । 
प्रथम ए ० सी ० पी ० दिनांक द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
03-03-2004 से वेतनमान | 13-06-13 से वेतनमान पी 0 बी0-3 , 
10000-15200 / - में देय । 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 


57 


22. श्री संजय कुमार सिंह, उप 

निदेशक ( तक 0). तकनीकी 
विकास निदेशालय , बिहार, 

पटना । 
23. श्री उमेश कुमार, महाप्रबंधक , 

जिला उद्योग केन्द्र, पटना । 


देय । 


58 


प्रथम ए ० सी ० पी ० दिनांक | द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
03-03-2004 

से वेतनमान | 24-01-13 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
10000-15200 / 

में देय । 

15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 


देय । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


7 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


वरीय 

का 
वरीयता 
क्रमांक 


प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० 
देयता की तिथि एवं 

वेतनमान 


प्रथम / द्वितीय / तृतीय 
एम ० ए ० सी ० पी ० देयता की तिथि 

एवं वेतनमान 


1 . 


2 . 


3 . 


70 


24. स्व ० कमलेश कुमार सिंह, 

भूतपूर्व परियोजना प्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र , जमुई । 


71 


25. श्री निर्मल किशोर 

झा , 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, भागलपुर । 


4 . 

5 . 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक 
24-02-2008 

से वेतनमान 
पी 0 बी0-3, ग्रेड पे -6600 में 
देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० 

दिनांक | तृतीय 

एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
22-02-2008 से वेतनमान | 22-02-14 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
पी 0 बी0-3, ग्रेड पे -6600 में | 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 
देय । 

देय । 
द्वितीय ए ० सी ० पी ० 

दिनांक तृतीय 

एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
18-02-2008 से वेतनमान 18-02-14 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
पी 0 बी0-3, ग्रेड पे -6600 में | 15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 
देय । 
द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 

ए 0 सी 0 पी 0 दिनांक | तृतीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
01-03-2008 

से वेतनमान | 01-03-14 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
पी 0 बी0-3, ग्रेड पे -6600 में | 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 


72 


26. श्री उमेश कुमार सिंह, उप 
उद्योग निदेशक, 

उद्योग 
निदेशालय, बिहार , पटना । 


देय । 


73 


बिहार, 


देय । 


देय । 


77 


द्वितीय ए ० सी ० पी ० दिनांक तृतीय 

एम ० ए० सी ० पी ० दिनांक 
22-02-2008 से वेतनमान | 21-02-14 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
पी 0 बी0-3, ग्रेड पे -6600 में | 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 


देय । 


देय । 


27. श्री राजन कुमार उपाध्याय , 

उप निदेशक( तक 0), 
तकनीकी विकास निदेशालय, 

पटना । 
28. श्री ललित 

कुमार सिन्हा, 
सेवानिवृत उप उद्योग 
निदेशक , उद्योग निदेशालय , 

बिहार, पटना । 
29. श्री सुधीर कुमार वर्मा, 
सेवानिवृत 

उप 
निदेशक (तक0 ), 

तकनीकी 
विकास निदेशालय , बिहार , 
पटना । 
अनीस, 

महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग 
कटिहार । 


78 


द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 दिनांक | तृतीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
22-02-2008 से वेतनमान | 20-02-14 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
पी 0बी0-3, ग्रेड पे -6600 में | 15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 


देय । 


देय । 


30. मो ० 


86 


केन्द्र , 


87 


तृतीय एम ० ए० सी ० पी ० दिनांक 
29-08-16 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
15600-39100, ग्रेड पे -7600 / - में 
देय । 
तृतीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
15-03-14 से वेतनमान पी 0 बी0-3, 
15600-39100 , ग्रेड पे -7600 / - में 
देय । 
तृतीय एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 दिनांक 
29-11-14 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


31. श्री अशोक कुमार सिन्हा, 

उप विकास पदाधिकारी, 
उपेन्द्र महारथी शिल्प 

अनुसंधान संस्थान, पटना । 
32. श्री राजेश कुमार सिन्हा, 
कार्यकारी प्रबंधक, 

जिला 
उद्योग केन्द्र, पटना सम्प्रति 
प्रतिनियुक्ति 
शाखा( स 0), उद्योग विभाग, 

बिहार , पटना । 
33. श्री क्षत्री पासवान , सेवानिवृत 

परियोजना प्रबंधक, जिला 
उद्योग केन्द्र, शिवहर । 


12 


योजना 


देय । 


16 


तृतीय एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 दिनांक 
01-07-17 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम0 ए0 सी 0 पी 0 दिनांक 
14-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 


सिन्हा, 


25 


34. श्री संजय 

कुमार 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , 

जिला उद्योग 
केन्द्र , पूर्वी चम्पारण, 
मोतिहारी । 


8 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० 
देयता की तिथि एवं 

वेतनमान 


प्रथम / द्वितीय / तृतीय 
एम ० ए ० सी ० पी ० देयता की तिथि 

एवं वेतनमान 


4 . 


26 


5 . 
द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
12-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


36. श्री 


द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
28-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम ० ए० सी ० पी ० दिनांक 
26-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
05-07-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
05-08-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे-5400 / - में 


देय । 


क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं वरीय 
पदनाम 

का 
वरीयता 

क्रमांक 
1 . 2 . 

3 . 
35. श्री रंजीत कुमार, कार्यकारी 
प्रबंधक 

सह 

प्रभारी उप 
उद्योग निदेशक, 

उद्योग 
निदेशालय, बिहार, पटना । 
राजकुमार 

शर्मा, 27 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , 

जिला उद्योग 
केन्द्र, मुजफ्फरपुर । 
37. श्री परिमल कुमार सिन्हा, 28 

परियोजना प्रबंधक सह 
प्रभारी महाप्रबंधक, जिला 

उद्योग केन्द्र, सुपौल । 
38. श्री नागेन्द्र शर्मा, कार्यकारी 

29 
प्रबधंक सह 

प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, कैमूर । 
39. श्री मकेश्वर द्विवेदी, 30 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , 

जिला उद्योग 
केन्द्र, गया । 
40. श्री अलख 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, समस्तीपुर । 
41. श्री रंजन कुमार सिन्हा, 32 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग 

केन्द्र, बक्सर । 
42./ डॉ ० जर्नादन शर्मा, 

33 
सेवानिवृत परियोजना प्रबंधक 
सह प्रभारी महाप्रबंधक, 

जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया । 
43. श्री संजय कुमार, कार्यकारी 

प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, सहरसा । 

शिशुकान्त मिश्रा , 35 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, दरभंगा । 
45. श्री सुनीत कुमार मिश्रा , 36 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, वैशाली । 
46. श्री एस0 मुजफ्फर रजी , 37 

कार्यकारी प्रबंधक , जिला 
उद्योग केन्द्र , गया । 


कुमार सिन्हा, 


31 


द्वितीय एम ० ए० सी ० पी ० दिनांक 
05-05-14 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


34 


द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
18-02-15 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय 

एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
14-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम ० ए० सी ० पी ० दिनांक 
11-02-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2 , 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम 0 ए0 सी 0 पी 0 दिनांक 
31-01-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2 . 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम 0 ए0 सी 0 पी 0 दिनांक 
12-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
18-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


44. श्री 


देय । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


9 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


वरीय 

का 
वरीयता 
क्रमांक 


प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० 
देयता की तिथि एवं 

वेतनमान 


प्रथम / द्वितीय / तृतीय 
एम ० ए ० सी ० पी ० देयता की तिथि 

एवं वेतनमान 


3 . 


4 . 


38 


5 . 
द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
14-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


39 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
15-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2. 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


40 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
20-11-15 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
04-01-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


50 . 


1 . 

2 . 
47. श्री मिथिलेश कुमार सिंह , 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र , भोजपुर । 
48. श्री मनोजरंजन श्रीवास्तव, 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, सिवान । 
49. श्री विनय कुमार मल्लिक, 

परियोजना प्रबंधक सह 
प्रभारी महाप्रबंधक, जिला 
उद्योग केन्द्र , सीतामढ़ी । 
श्री दीनानाथ 

सिंह, 
सेवानिवृत परियोजना 
प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, 
मुजफ्फरपुर । 

रामाशंकर पाण्डेय 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , 

जिला उद्योग 
केन्द्र , शेखपुरा । 
52. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, मधुबनी । 
53. श्री उदय सिंह , कार्यकारी 

प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
सिवान । 


42 


देय । 


51. श्री 


43 


द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
01-02-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


44 


द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
19-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


45 


द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
24-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय 

एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
19-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


46 


54. डॉ 0 मनोज वर्मा, कार्यकारी 
प्रबंधक सह 

प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

केन्द्र, नवादा । 
55. श्री सुनील कुमार, कार्यकारी 

प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
भोजपुर । 


देय । 


47 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
27-04-15 से वेतनमान पी 0 बी0-2 , 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम 0 ए0 सी 0 पी 0 दिनांक 
12-02-13 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


48 


56. श्री अनिल 

कुमार 

सिन्हा, 
कार्यकारी प्रबंधक, जिला 
उद्योग केन्द्र , 

मुजफ्फरपुर । 


देय । 


49 


केन्द्र , 


57. श्री प्रेमचन्द झा , कार्यकारी 

प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 

छपरा । 
58. श्री संजीत कुमार, कार्यकारी 
प्रबंधक सह 

प्रभारी 
सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण 
निदेशालय, बिहार, पटना । 


द्वितीय एम 0 ए0 सी 0 पी 0 दिनांक 
17-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 
देय । 
द्वितीय एम० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
17-12-12 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


50 


देय । 


10 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 


वरीय 

का 
वरीयता 
क्रमांक 


प्रथम / द्वितीय ए ० सी ० पी ० 
देयता की तिथि एवं 

वेतनमान 


प्रथम / द्वितीय / तृतीय 
एम ० ए ० सी ० पी ० देयता की तिथि 

एवं वेतनमान 


3 . 


4 . 


55 


5 . 
द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
05-12-15 से वेतनमान पी 0 बी0-2 , 
9300-34800, ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


60. श्री 


56 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
13-12-15 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


1 . 

2 . 
59. श्री 

राम शरण राम , 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , 

जिला उद्योग 
केन्द्र, खगड़िया । 
विशेश्वर 

प्रसाद, 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
उप उद्योग निदेशक , उद्योग 

निदेशालय, बिहार, पटना । 
61. श्री कृष्ण कुमार भारती, 

कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र , (पश्चिम चम्पारण ) 
बेतिया । 

राम प्रपन्न चौधरी. 
कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र , अररिया । 


58 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
29-11-16 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800 , ग्रेड पे -5400 / - में 


देय । 


62. श्री 


62 


द्वितीय एम ० ए ० सी ० पी ० दिनांक 
02-03-16 से वेतनमान पी 0 बी0-2, 
9300-34800, ग्रेड पे-5400 / - में 
देय । 


2. किसी भी पदाधिकारी के संबंध में उल्लिखित आंकड़ों में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि / पार्थक्य पाये जाने पर 
संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 / एम 0 ए0 सी 0 पी 0 योजना का लाभ रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान 
की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 
3. सभी कर्मियों के संबंध में मौलिक नियमावली के नियम -22(1 ) ए (1) के अधीन वेतन निर्धारण किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


22 मई 2018 
सं0 3( स0) / उ० स्था ० (मुकदमा)02 / 2018–2119 - श्री श्याम नारायण राम , उप निदेशक( तक 0), तकनीकी विकास 
निदेशालय , बिहार , पटना को इनके कनीय के योगदान की तिथि दिनांक 29-03-2008 के प्रभाव से महाप्रबंधक / उप उद्योग 
निदेशक के पद पर वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -7600 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


13 मार्च 2018 
सं0 3( स 0) / उ0 स्था o(विविध) 32 / 12-1036 - श्री राघवेन्द्र नारायण, उप उद्योग निदेशक , खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय , 
उद्योग विभाग , बिहार, पटना को अपने निजी खर्चे पर कार्यपालिका नियमावली के नियम -21 के 6 ( VII ) के आलोक में 
दिनांक 25-05-2018 से दिनांक 10-06-2018 तक कुल 17 ( सत्रह) दिनों के चिकित्सीय ईलाज हेतु विदेश यात्रा (सिंगापुर) 
जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । 
2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री उद्योग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


15 मार्च 2018 
सं 0 3( स 0) / उ ० स्था ०(विविध) 39 / 2008-1114 - श्री श्याम नारायण राम , उप निदेशक ( तक o), तकनीकी विकास 
निदेशालय, उद्योग विभाग , बिहार , पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक , उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार, 
पटना का प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


11 


1 मार्च 2018 
सं 0 3 / उ ० स्था ० (उपा ० अव ०)22 / 2008-864 – श्रीमती सुनीता मिश्रा, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, 
नाथनगर , भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 के अन्तर्गत दिनांक 09-01-2016 से 22-01-2016 तक कुल 14 
( चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


, 


27 फरवरी 2018 
सं0 3( स०) / उ० स्था ०(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-778 - श्री विमल कुमार, संयुक्त उद्योग निदेशक - सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना के दिनांक 31-01-2018 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग 
निदेशक , उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 

2. सं 0 3( स ०) / उ 0 स्था ०(स्थानान्तरण ) 02 / 2015-778 - श्री क्षत्री पासवान, प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, 
गोपालगंज के दिनांक 31-01-2018 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप श्री मनोज रंजन श्रीवास्तव, कार्यकारी प्रबंधक सह 
प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, सीवान को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार 
दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


15 जनवरी 2018 
संख्या -3( स०) / उ0 स्था o(स्थानान्तरण )02 / 2015-188 – श्री जवाहर पासवान , महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
किशनगंज के दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप श्री राम प्रपन्न चौधरी, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , अररिया को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 

2. संख्या -3( स ०) / उ ० स्था ०(स्थानान्तरण)02 / 2015-189 – श्री केशरी कुमार मिश्र, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, पूर्णियाँ के दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप श्री श्यामू राम, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग 
केन्द्र, अररिया सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


13 नवम्बर 2017 
सं 0 3( स0) / उ० स्था ०(विविध)32 / 12-4777 - श्री अजय कुमार महतो, उप उद्योग निदेशक , उद्योग निदेशालय, बिहार, 
पटना को कार्यहित में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

2. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार , पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से 

लागू 

होगा 


आदेश से , 


अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


अधिसूचनाएं 

3 जुलाई 2018 
सं ० एल / एच० जी०-2926 / 2012-6080 – मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक -1914, दिनांक 
04.05.2018 द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में श्री हर्षवर्धन, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सीतामढ़ी को 
बैंगलोर में आयोजित 77 वाँ " ऑल इंडिया वाटरमैन शीप कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 07.05.2018 से 31.05.2018 तक की 
अवधि के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


- 


12 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
2. श्री रितेश कुमार पाण्डेय, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सीवान को बैंगलोर में आयोजित 78 वाँ " ऑल 
इंडिया वाटरमैन शीप कोर्स " में भाग लेने हेतु दिनांक 03.09.2018 से 29.09.2018 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

3. श्री रितेश कुमार पाण्डेय की प्रतिनियुक्ति अवधि में जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सीवान का अतिरिक्त 
प्रभार जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी , वैशाली को दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव । 


3 जुलाई 2018 
सं ० एल / एच ० जी०-1508 / 2015-6079 - श्री विश्वमोहन लाल, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद , 
अतिरिक्त प्रभार - जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल के दिनांक 31.05.2018 के अपराह्न से सेवानिवृति के 
फलस्वरूप मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी , पटना के आदेश सहपठित ज्ञापांक -2348, दिनांक 30.05.2018 द्वारा पूर्णकालिक 
पदस्थापन होने तक श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त 
जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जहानाबाद एवं श्रीमती रश्मि , जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, औरंगाबाद 
को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । 
2. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के उक्त आदेश में सरकार की सहमति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश प्रसाद रजक , अवर सचिव । 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, 


2 


4 


1 

1 


अधिसूचना 

29 जून 2018 
सं 0 1 / स.7-06 / 2011-970 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत छात्र एवं युवा कल्याण 
निदेशालय के अवर शिक्षा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए 
उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में प्राधिकृत करते हुए अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है एवं स्तम्भ 6 में अंकित पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है: 
क्र . नाम / पदनाम 

वर्तमान वर्तमान अतिरिक्त प्रभार नये पदस्थापित नये अतिरिक्त प्रभार 
पदस्थापन 

स्थल 
स्थल 
3 

5 

6 
श्री विजय कुमार पंडित , उपाधीक्षक, प्रमंडलीय, अधीक्षक, उपाधीक्षक , प्रमंडलीय अधीक्षक , 
शा 0 शि 0 / अनुदेशक 

शा ० शि ० , शा 0 शि 0, दरभंगा प्रमंडल , | शा 0 शि 0, मधुबनी शा ० शि ० , दरभंगा 
सीतामढी दरभंगा / उपाधीक्षक , 

प्रमंडल, दरभंगा / 
शा 0 शि 0, मधुबनी 

जिला खेल पदाधिकारी, 

दरभंगा 
श्री जयनारायण कुमार, 

जिला खेल जिला खेल पदाधिकारी, जिला खेल उपाधीक्षक, शा ० शि ० , 
शा 0 शि 0 / अनुदेशक 

पदाधिकारी , 

दरभंगा पदाधिकारी, 

सीतामढी 
मुजफ्फरपुर 

मुजफ्फरपुर 
2. स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से नवपदस्थापित 
पद का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । जुलाई, 2018 का वेतन भुगतान 
नवपदस्थापित पद के विरूद्ध होगा । 

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय । 
4. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
5. इस पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 
मीना कुमारी, उप सचिव । 


2 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


3 


गृह विभाग 


अभियोजन निदेशालय 
मुख्य सचिवालय , ब्लॉक -02, द्वितीय तल , पटना 


1 


अधिसूचना 

26 जून 2018 
सं 0 अ0 नि 0(01) 10/2018( स्था o) -1147– बिहार अभियोजन सेवा के निम्नांकित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को 
उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-4 में अंकित तिथि से सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर सेवा सम्पुष्ट किया जाता है: 
क्रमांक सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम / सहायक अभियोजन 

सेवा 
वर्तमान पदस्थापन स्थान / वरीयता पदाधिकारी के पद पर 

सम्पुष्टि की 
क्रमांक 

योगदान की तिथि 

तिथि 
1 2 

3 

4 
श्री कोसमस मुर्मू , 

18.09.2012 

18.09.2014 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी 
जिला अभियोजन कार्यालय, सारण ( छपरा ) 

( 273 ) 
2 श्री अखिलेश कुमार 

18.09.2012 

26.09.2017 
सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिला 
अभियोजन कार्यालय, सदर कोर्ट , गया 

( 272 ) 
3 श्री संजय कुमार मोसेस, 

14.09.2012 

26.09.2017 
विधि सलाहकार, 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना -14 
( 274 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
प्रदीप कुमार, संयुक्त सचिव । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


अधिसूचनाएं 

21 जून 2018 
सं 0 कारा / स्था o (चि o)01-12 / 2018-4210 - महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में 
गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 09.05.2018 को Walk -in-interview के माध्यम से राज्य की विभिन्न काराओं में संविदा 
के आधार पर तीन (03) उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु उनके कागजातों / प्रमाण - पत्रों की जांच की 


गयी । 


6 


2. उपरोक्त के आलोक में सभी 03 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -7 में 
अंकित कारा में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है: 
क्र ० अभ्यर्थी का पिता / पति का नाम गृह 

अभ्यर्थी का स्थाई 

आरक्षण कोटि 

पदस्थापित 
सं ० नाम 

जिला 

पता (पिन कोड ( वास्तविक ) कारा का नाम 

सहित ) 
1 2 3 4 5 

7 
1 डा 0 राहुल | प्रो 0 दशरथ प्रसाद बेगूसराय | ग्राम + पो 0 - मंझौल 

सामान्य 

मंडल कारा, 
कुमार सिंह जिला - बेगुसराय 

बेगूसराय 

बिहार , 851127 
2 डा ० संतोष | श्री प्रभु पासवान नालंदा ग्राम - हाफीचक 

मंडल कारा, 
कुमार 

पो ० - रेतर 

नवादा 
थाना -सिलाव 

जिला - नालन्दा 
3 डा ० धनंजय श्री कैलाश प्रसाद पटना 969 / ए 0 मोर्या बिहार 

पिछड़ा वर्ग 

मंडल कारा, 
कुमार सिंह कॉलोनी डी ० ए ० भी ० 

बिहारशरीफ 
सिन्हा 

पत्रकार नगर पटना 


अनु ० जाति 


स्कूल के निकट 


14 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि 
कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन ) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र के साथ 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में पंद्रह दिनों के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित तिथि के अंतर्गत योगदान नहीं करने वाले चिकित्सकों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा । 

आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्र ० ) । 


। 


21 जून 2018 
सं0 कारा / स्था 0 ( चि o )01-12 / 2018-4211- महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार , पटना की अध्यक्षता में 
गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 09.05.2018 को Walk -in-interview के माध्यम से राज्य की विभिन्न काराओं में संविदा 
के आधार पर नियुक्ति हेतु 46 (छियालिस) सामान्य चिकित्सकों के कागजातों / प्रमाण -पत्रों की जांच की गयी । 

2. उपरोक्त के आलोक में 46 सामान्य चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -7 में अंकित 
कारा में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है: 
क्र ० चिकित्सक का नाम पिता का नाम गृह जिला 

स्थायी पता 

आरक्षण पदस्थापन कारा 
कोटि 


का नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


डा 0 अजय कुमार 


श्री राम सागर 
महतो 


2 


श्री दयानन्द 


डा 0 संजय कुमार 
निराला 


3 


डा ० अनिल राय 


श्री कृष्णालाल 
यादव 
मो 0 शमीमूल 


4 


सैयदाना मुहल्ला 


डा 0 मोहम्मद नदीम 
अख्तर 


हक सिद्धीकी 


5 


डा 0 आशीष कुमार 


श्री ब्रजकिशोर 
पोद्दार 


बेगूसराय ग्राम - कमला 

सामान्य के 0 कारा0, पूर्णियाँ 
पो 0 - मंगौल, 

जिला - बेगुसराय बिहार 
भागलपुर पन्ना कॉलोनी 

सामान्य | श 0 जु 0 स 0 के 0 कारा ० , 
नया बाजार, भागलपुर 

भागलपुर 
जिला-भागलपुर 

पिन कोड -812002 
पटना आनंदपुरी, कोलनी, पिछड़ा वर्ग म ० मंडल कारा, बक्सर 

सैदपुर , खगौल, पटना 
पटना 

सामान्य मंडल कारा, बिहारशरीफ 
फुलवारीशरीफ 

पटना -801505 
समस्तीपुर | गंज रोड, लोकनाथपुर | पिछड़ा मंडल कारा , 

मंडल कारा, गोपालगंज 
थाना - दलसिंहसराय वर्ग 
जिला - समस्तीपुर 

पिन कोड -848114 
पटना पत्राचार पता: 

सामान्य मंडल कारा, 

लखीसराय 
संजीव 

कुमार, 
वार्ड नं0-20 , 
बेगुसराय । 
स्थायी पता 
ग्राम + पो . - हाथीदह 

पटना 
पटना आलमगंज लोहरवा सामान्य उपकारा, मसौढ़ी 

घाट पटना 

पिन -800007 
सीतामढ़ी ग्राम + पो 0 - अखता 

सामान्य 

सीतामढ़ी 
ब्लॉक - सुप्पीवार्ड 
न0-12 
भाया - बैरगनिया. 
सीतामढ़ी पिन-813351 


6 


डा 0 कुमारी अनुराग 


श्री सुरेन्द्र प्र. 
सिंह 


डा . 


7 


7 


मो ० सरफराज 


हुसैन 


मो ० सदिक 
हुसैन 


8 


डा 0 शशिभूषण 


श्री दीनबंधु 


मंडल कारा, 


प्रसाद 


शाह 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


15 


9 


डा 0 रीमा कुमारी 


श्री ब्रजेन्द्र 
यादव 


पिछड़ा 
वर्ग 


उपकारा, हिलसा 


10 


श्री राघा चौधरी 


सामान्य 


डा ० रबिन्द्र कुमार 
चौधरी 


उपकारा, रोसडा 


पटना बी.एम.दास . रोड़ , 

शारदा भवन के सामने, 
पोस्ट - बांकीपुर , पटना, 

बिहार 
खगड़िया ग्राम - चतरा 

पोस्ट - मानसी 
थाना - मुफसिल थाना 
संसारपुर 

जिला - खगड़िया 
गोपालगंज | ग्राम - जलालदी टोला 

पो ० - साँखे खाश 
थाना - ऊँचका गाँव 
जिला - गोपालगंज 

पिन 841438 
वैशाली 

ग्राम - महुआ सिंह राय, 


11 


डा 0 रविश रंजन 


सामान्य 


मंडल कारा, गोपालगंज 


श्री मनोज 
कुमार सिंह 


12 


डा ० कुमार राहुल 


श्री ए.के. 
जयसवाल 


पिछड़ा । केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर 
वर्ग 


पो . - महुआ, 


13 


डा ० आलमगीर 
शम्स 


स्व ० समशूल 


समस्तीपुर 


अपि० 
वर्ग 


हक अंसारी 


मंडल कारा, 

समस्तीपुर 


जिला - वैशाली, बिहार 
मो० -धरमपुर , 

वार्ड 
न0-02 
पो ०+ थाना + 
जिला - समस्तीपुर 
ग्राम - दौलतपुर , 
पो . - खानपुरमाल, 
थाना - बाथ 


14 


डा 0 कृष्णा गोपाल 


श्री अरविन्द कु . 
सिंह 


भागलपुर 


पिछड़ा 
वर्ग 


उपकारा, नवगछिया 


भागलपुर, बिहार 


15 


डा 0 अजित कुमार 
सिंह 


श्री बालेश्वर 
सिंह 


पिछड़ा | मंडल कारा , 

मंडल कारा, औरंगाबाद 
वर्ग 


16 


अपि 


मंडल कारा, सहरसा 


डा 0 मो 0 जाहिद 
अख्तर 


श्री मोहम्मद 
ओवैदुल्ला 


वर्ग 


17 


डा 0 सुषमा 


आलोक 


सामान्य | के 0 कारा, 

के 0 कारा , मुजफ्फरपुर 


डा ० मनीष 
कुमार आलोक 


अरवल ग्राम -बंधुबिगहा 

पो ० - उसरी 
थाना - मेंहदिया 
जिला - अरवल 

पिन -804428 
सहरसा ग्राम + पो 0 - घुड़दौड़ 

सिमरी बख्तियापुर , 
सहरसा, बिहार, 

853127 
मुजफ्फरपुर | श्री सिद्धी विनायक 

बिला सरस्वती नगर 
बैरिया मुजफ्फरपुर, 

बिहार 842003 
भोजपुर ग्राम + पो 0 - पंवार 

थाना - पवना 
जिला - भोजपुर 

पिन कोड -802201 
बेगूसराय 

ए / 20, हाउसिंग 
कॉलोनी कंकड़बाग , 

पटना पिन -800020 
पटना ग्राम - बढ़ई टोला 

पो ० - मसौढी 
थाना - मसौढी 

जिला - पटना 804452 
गया ग्राम - केखडा, पो . 

-कोंची, 


18 


डा 0 अलकेश कुमार 
पाण्डेय 


श्री इंद्रमणि 
पाण्डेय 


सामान्य | के 0 कारा , मोतिहारी 


19 


डा 0 अमरदीप सिंह 


श्री शंकर सिंह 


सामान्य 


मंडल कारा, बिहारशरीफ 


20 


डा 0 गौतम 


श्री ब्रजेन्द्र 


मंडल कारा, जहानाबाद 


पिछड़ा 
वर्ग 


कुमार आर्य 


21 


डा 0 सौरभ 


कुमार 


श्री राम पदारथ 
यादव 


पिछड़ा | के 0 कारा, गया 
वर्ग 


निराला 


प्रखंड - गुरारु , 
जिला - गया , 


बिहार 


16 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


22 


डा ० धीरज कुमार 
पाण्डेय 


श्री शत्रुधन 


पाण्डेय 


के पास 


23 


श्री शिव कुमार 


डा ० जय शंकर 
कुमार 


सिंह 


24 


डा 0 अंशु कुमार 


श्री सुशील 


प्रसाद सिंह 


25 


डा 0 कुन्दन कुमार 


श्री दिलचन्द 
साह 


, 


26 


डा ० सुमन कुमार 


स्व ० श्री 


सिद्धेश्वर 
प्रसाद 


27 


डा 0 संजीव कुमार 


श्री यमुना 


प्रसाद 


28 


श्री नीलम 


डा 0 ज्ञानी गौरव 
कुमार 


संजीव कुमार 


वैशाली अंदर किला, भारत सामान्य उपकारा, बगहा 

भारती 

स्कूल 
हाजीपुर, वैशाली, 

पिन -844101 
रोहतास ग्राम - बुधुआ पो . - चॉप , 

पिछड़ा | मंडल कारा , सासाराम 
( सासाराम ) | जिला - रोहतास , 

वर्ग 
पूर्णियाँ पोस्टमार्टम रोड़, लाईन | अपि0 | के 0 कारा, पूर्णियाँ 
बाजार पूर्णिया, 

वर्ग 
जिला - पूर्णिया, बिहार 

854301 
वैशाली ग्राम -विशनपुर, अपि0 | मंडल कारा, मधेपुरा 
पो . - मरैई , 

वर्ग 
प्रखंड - जन्दाहा , 

वैशाली, बिहार 
नालंदा ग्राम + पो 0 - अंदी 

पिछड़ा मंडल कारा, बांका 
जिला - नालंदा 

वर्ग 
बिहार 803107 
नालंदा ग्राम + पोस्ट - बेना 

पिछड़ा उपकारा, दाउदनगर 
जिला - नालंदा 

वर्ग 
पिन कोड-803110 
नालंदा ग्राम + पो 0 - कछियावाँ 

अनु० 

मंडल कारा, नवादा 
वाया- हिलसा 

जाति 
थाना - नगरनौसा 
जिला - नालंदा 

पिन -801302 
पटना ग्राम + पो o- माधोपुर अनु ० 

किशनगंज 
थाना - मनेर , 

जाति 
जिला - पटना, 

बिहार 801108 
भोजपुर ग्राम - सुंदरपुर 

अनु ० मुक्त कारागार, बक्सर 
पो 0 - बाग्भडवा 

जाति 
थाना - कोईवर आरा 

सदर 
भागलपुर 

मो . तिलकामांझी , सामान्य म ० म ० कारा, भागलपुर 
पो . तिलकामांझी , 

वार्ड नं. - 32, भागलपुर 
नालंदा ग्राम - हाफिचक 

अनु0 

उप कारा, शेरघाटी 
पोस्ट - रैतार 

जाति 
जिला - नालंदा 

पिन कोड -813109 
भोजपुर ग्राम + पो . -बिमबा, अनु० 

मंडल कारा, भभुआ 
प्रखंड - जगदीशपुर , 

जाति 
भोजपुर, बिहार 
हाजीपुर देव हॉस्पीटल, 

सामान्य 

दरभंगा 
( वैशाली ) आर 0 एन 0 कॉलेज 

पश्चिम गेट के समीप 

हाजीपुर वैशाली 
अरवल ग्राम - आबगीला, 

अनु० 

उपकारा, बिक्रमगंज 
पोस्ट - सरवाँ 

जाति 
जिला - अरवल, बिहार 


29 


डा 0 नवनीत कुमार 


श्री शिवनाथ 


मंडल कारा, 


राम 


30 


डा 0 सुनील कुमार 


श्री नन्द 
किशोर राय 


31 


डा 0 स्वाती कुमारी 


श्री बीरेन्द्र 
बादल 


32 


डा 0 गजेन्द्र कुमार 


श्री प्रभु 


पासवान 


33 


डा ० रंजन कुमार 


रामजीत राम 


34 


डा ० अर्चना सिंह 


मंडल कारा, 


स्व ० कपिलदेव 
सिंह 


35 


उदय कुमार 


जगदीश 
पासवान 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


17 


36 डा ० साजिया 

मो ० अफताब 

रोहतास प्रकाशदीप इन्कलेव , अ 0 पि 0 | आ.के.कारा, बेऊर, पटना 
असरार 

आलम ( सासाराम) | फ्लैट नं 0 

वर्ग 
डी 0 जे0-204 
अशियाना, राजा 

बाजार पटना 800014 
37 डा 0 यशवंत कुमार शिवलग्न दास पटना पुराना जक्कनपुर 

अनु ० उपकारा, 

उदाकिशनगंज 
रामदयाल पथ 

जाति 
पो 0 - जी 0 पी 0 ओ0 , 

पटना पिन -800001 
38 डा 0 अमित कुमार 

श्री देव 

बेगूसराय ग्राम -निपनिया 

अनु० उपकारा, दलसिंहसराय 
नारायण दास 

फुलवरिया -1 

जाति 
पोस्ट - बरौनी 
जिला - बेगूसराय 

पिन कोड -851112 
39 डा . शैलेन्द्र कुमार श्री चन्द्रदेव खगड़िया ग्राम - पो . - नया गांव, 

अनु० 

मंडल कारा, मुंगेर 
दास 

हरिजन टोला, 

जाति 
प्रखंड - परबत्ता गोगरी. 

खगडिया 
40 डा 0 मुकेश कुमार 

श्री अंजुम पटना मुहल्ला - यू0 को 0 बैंक 

अनु० 

मंडल कारा, सुपौल 
प्रसाद 

कॉलनी, न्यू बस स्टेड जाति 
मीठापुर पोस्ट - जी.पी. 
ओ. 
थाना - जक्कनपुर 
जिला - पटना 

पिन -800001 
41 डा 0 सुदर्शन मोहन पासवान समस्तीपुर | ग्राम -वाजीतपुर , अनु० उपकारा, वीरपुर 
चक्रवर्ती 

प्रखंड -विद्यापतिनगर, जाति 

समस्तीपुर, बिहार 
42 डा 0 दिलीप कुमार 

श्री शिवजी 

पटना ग्राम + पोस्ट - अगवानपुर अनु० मंडल कारा, कटिहार 
चौधरी 

थाना - बाढ़ 

जाति 

जिला - पटना 803214 
43 डा 0 राजेश कुमार 

श्री लक्ष्मण समस्तीपुर | ग्राम + पोस्ट - माधोपुर अपि० 

मंडल कारा, 

सहरसा 
साह 

दिघवारा 

वर्ग 
थाना - ताजपुर 

जिला - समस्तीपुर 
44 डा ० शिवशंकर स्व ० विष्णुदेव पटना ग्राम - पकरंधा 

अ ० पि ० मंडल कारा, नवादा 
कुमार राम 

वर्ग 
थाना - रानीतलाब 
कनपा जिला - पटना । 

पिन 801112 
45 डा 0 कपिलदेव मेघो चौधरी नवादा ग्राम - पिपरा, 

अनु० 

मंडल कारा, जमुई 
चौधरी 

पोस्ट - गोविन्दपुर, 

जाति 

रजौली, नवादा, बिहार 
46 डा ० सचिन कुमार चन्द्रिका राम नवादा ग्राम - तुंगी, 

अनु० 

मंडल कारा, भभुआ 
भारती 

थाना -हिसुआ, 

जाति 

नवादा, बिहार 
3. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि 
कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

4. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ( सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र के साथ 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 


पोस्ट - पतुत 


18 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
5. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में पंद्रह दिनों के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित तिथि के अंतर्गत योगदान नहीं करने वाले चिकित्सकों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा । 

आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र ०) । 


गृह 

विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

7 अप्रील 2018 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2967 – श्री बिरेन्द्र नारायण झा , भा 0 पु0 से0 ( 2004), पुलिस अधीक्षक, 
रेल, मुजफ्फरपुर को पुलिस उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उप - महानिरीक्षक, रेल , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2968 - श्री शंकर झा , भा 0पु0 से0 (2004), पुलिस अधीक्षक , रेल , 
जमालपुर को पुलिस उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2969 - श्री शिव कुमार झा , भा 0 पु 0 से 0 (2004), पुलिस अधीक्षक , 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को पुलिस उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक पुलिस उप - महानिरीक्षक , आर्थिक अपराध इकाई, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2970 - श्री पंकज सिन्हा, भा 0 पु0 से0 ( 2004), पुलिस अधीक्षक, नवगछिया 
को पुलिस 

उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ. - 2971 - श्री ललन मोहन प्रसाद, भा 0 पु0 से0 (2004 ), पुलिस अधीक्षक 
( ग्रामीण), पटना को पुलिस उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , चम्पारण क्षेत्र, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2972 - श्री शेखर कुमार, भा 0 पु0 से0 (2004), समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, 
बिहार , पटना को पुलिस उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उप - महानिरीक्षक ( कार्मिक) , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2973 - श्री जितेन्द्र मिश्रा, भा 0 पु0 से0 (2004 ), पुलिस अधीक्षक, रेल , 
पटना को पुलिस उप - महानिरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
उप - महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2974 - श्री प्रकाश नाथ मिश्रा, भा 0 पु0 से0 (2005 ), पुलिस अधीक्षक , 
शिवहर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , यातायात, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 2975 - श्री पंकज कुमार राज, भा 0 पु 0 से 0 (2006 ), सम्प्रति पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में , को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 2976 - श्री राजेन्द्र कुमार भील , भा 0 पु 0 से0 (2011), पुलिस अधीक्षक , 
शेखपुरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2977 - श्री आनन्द कुमार , भा 0 पु 0 से0 ( 2012), महामहिम राज्यपाल, 
बिहार के परिसहाय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 2978 - श्री कार्तिकेय के 0 शर्मा, भा 0 पु0 से 0 ( 2014), अनुमण्डल पुलिस 
पदाधिकारी, सिवान को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2979 - सुश्री निधी रानी, भा 0 पु0 से0 ( 2014), अनुमण्डल पुलिस 
पदाधिकारी, झंझारपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, नवगछिया के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2980 – श्री संतोष कुमार , भा 0 पु0 से 0 ( 2014 ), अनुमण्डल पुलिस 
पदाधिकारी, दलसिंह सराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , शिवहर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


19 


सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 2981 - श्री दया शंकर, भा 0 पु0 से0 (2014), अनुमण्डल पुलिस 
पदाधिकारी, जगदीशपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , शेखपुरा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2982 – श्री अरविन्द ठाकुर, भा 0 पु0 से0 (नवप्रोन्नत ), पुलिस अधीक्षक , 
लखीसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक के सहायक , सैन्य पुलिस, बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2983 - श्री प्रमोद कुमार मण्डल , भा 0 पु0 से0 ( नवप्रोन्नत ), पुलिस 
अधीक्षक - सह - ओ 0एस 0 डी 0, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा , 
बिहार सैन्य पुलिस -03, बोधगया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 2984 - श्री योगेन्द्र कुमार, परीक्ष्यमान भा 0 पु0 से0 (2014), ( सम्प्रति पटना 
जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2985 – श्री कान्तेश कुमार मिश्रा, परीक्ष्यमान भा 0पु 0 से0 ( 2015), ( सम्प्रति 
मुजफ्फरपुर जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सिवान के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 2986 - श्री मंजीत, परीक्ष्यमान भा 0पु0 से0 ( 2015), ( सम्प्रति गया जिला में 
व्यवहारिक प्रशिक्षण में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जगदीशपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ. - 2987 - श्री सुशील कुमार, परीक्ष्यमान भा 0 पु0 से 0 ( 2015), ( सम्प्रति 
पूर्णिया जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण में ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी , ईमामगंज के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 
( गव्य विकास निदेशालय) 


। 


: 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2018 
सं 0 गव्य (व0-01 ) 17 / 2017-1031 -विभागीय अधिसूचना संख्या -1821, सहपठित ज्ञापांक -1822, दिनांक 08.12.2017 द्वारा 
जिन 17 जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय स्वीकृत नहीं है, उक्त जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को गव्य विकास प्रक्षेत्र 
संबंधित कार्यो के सफल कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत किया गया था । जिन जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय स्वीकृत नहीं है एवं गव्य 
प्रक्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, में गव्य प्रक्षेत्र से संबंधित योजना की 
असंतोषजनक प्रगति को देखते हुए उन 17 जिलों को निम्नलिखित रूप से स्वीकृत जिला गव्य विकास कार्यालय के साथ गव्य प्रक्षेत्र की 
योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु सम्बद्ध किया जाता है 
क्रमांक जिला गव्य विकास पदाधिकारी का नाम 

सम्बद्ध जिला का नाम 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी , पटना 

भोजपुर एवं बक्सर 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय 

बेगूसराय 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा 

सहरसा 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज 

पूर्वी चम्पारण एवं प0 चम्पारण 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, छपरा 

वैशाली 
6 . जिला गव्य विकास पदाधिकारी , सीतामढ़ी 

मुजफ्फरपुर एवं शिवहर 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी 

समस्तीपुर एवं दरभंगा 
8 . जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद 

कैमूर एवं रोहतास 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


7 . 


20 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


9 . जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका 

भागलपुर 
10 . जिला गव्य विकास पदाधिकारी , नवादा 

गया 
11. जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल 

जहानाबाद 
12 जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर 

खगड़िया 
2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 
3. सम्बद्ध जिलों के जिला गव्य विकास पदाधिकारी सभी संबंधित कागजात का प्रभार संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी से 

प्राप्त कर लेंगे । 
4. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
ब्रजेश्वर पाण्डेय , अवर सचिव । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

10 मई 2018 
सं ० 1 / विविध-03 / 2018-3441 (s) - बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली -2009 
की भाग -3, धारा -12 उपधारा -1 एवं 2 के अधीन श्री केशव कुमार सिंह ( भा ० प्र ० से ०), सेवा निवृत्त अपर सचिव, सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना A - 202 , होप शिवालिक अपार्टमेंट , आनन्दपुरी, पश्चिम बोंरिग केनाल रोड़, पटना-800001 को 
दिनांक 24.04.2018 के प्रभाव से बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का सचिव नियुक्त किया जाता है । 

2. यह नियुक्ति बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण नियमावली -2009 की भाग -3, धारा -12 
उपधारा -3 के अनुसार पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों या 65 (पैंसठ ) वर्ष की आयु पूरी करने में जो पहले हो तक वैध 


होगी । 


सचिव, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण के अन्य सभी सेवा शर्त पूर्ववत रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, 

विशेष सचिव । 


20 अप्रील 2018 
सं ० 1 / विविध -03 / 2018–3189 ( s ) –बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम -2008 की 
धारा -3 की उपधारा -2 के अधीन श्री शाहिद हुसैन, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ( प्रभारी मुख्य अभियंता) , ग्रामीण कार्य विभाग, 
बिहार, पटना, फ्लैट संख्या -204 सी , फरहान इनकलेव, आशियाना रोड , डाकघर – बी ० पी ० कॉलेज, थाना - शास्त्रीनगर, 
जिला - पटना, बिहार, पिनकोड-800014 को बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त 
किया जाता है । 

2. यह नियुक्ति बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम -2008 की धारा -4 उपधारा -1 
के अनुसार पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों या 70 ( सत्तर) वर्ष की आयु पूरी करने में जो पहले हो तक वैध होगी । 
3. सदस्य, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण के अन्य सभी सेवा शर्त पूर्ववत रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


21 


भाग-2 


, 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


उद्योग विभाग 


शुद्धि - पत्र 

29 जून 2018 
सं 0 3 (स ) / उ 0 स्था 0( स्थानान्तरण )03 / 2016-2780 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -2774 दिनांक 29-06-18 में 
वर्णित “ कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , मुजफ्फरपुर " के स्थान पर " कार्यकारी 
प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , मुजफ्फरपुर पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेंगे । 

आदेश से , 
प्रदीप कुमार, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


22 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


, 


सूचना 


No. 909 ---I, RAJIV Ranjan Agarwal S / o Shankar Lal Agarwal R/ o 201, Sundaram Block , 
Mansarovar Garden , Sinha Library Road, P.S Kotwali, Patna. Declare vide Affi . No. 394 dt. 01.02.18 that I 
will be known as Rajiv Agarwal. 

RAJIV . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


23 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक( अ 0 ) 
द्वारा प्रकाशित 


सं 0 कारा / नि 0 को 0( अधी0 ) -01-13 / 2016–4377 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


संकल्प 

27 जून 2018 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुरेश चौधरी , तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा , 
सुपौल सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया के मंडल कारा , सुपौल में पदस्थापन अवधि में दिनांक 08.10.2016 को 
विचाराधीन बंदी मो 0 कलीम की पलायन की घटना में उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक -2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन 
करते हुए अपने कर्तव्य के निर्वह्न में लापरवाही बरती गई है जिस कारण बंदी पलायन की उक्त घटना घटित हुई । 

श्री चौधरी का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र 
में वर्णित है । 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक , मंडल कारा, सुपौल सम्प्रति 
काराधीक्षक , मंडल कारा, बेतिया के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय । 

इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 
2005 के नियम 17 ( 2 ) के तहत संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा 
अधीक्षक , मंडल कारा, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. श्री चौधरी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु , जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य ( गृह ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति 
सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, अपर सचिव - सह -निदेशक ( प्रशासन ) । 


सं 0 2 / सी०- 10188/2008 -सा0 प्र0-5932 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

9 मई 2018 
मो 0 कासिम अंसारी (बि 0 प्र0 से 0), कोटि क्रमांक 494/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज , सिवान 
( सम्प्रति मृत ) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 3063 दिनांक 01.12.2008 द्वारा प्रपत्र क में आरोप यथा 


24 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
शिकायतकर्ता को धमकी देने , अयोग्य व्यक्तियों को इंदिरा आवास एवं शौचालय देकर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने 
इत्यादि आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । 

उक्त के आलोक में प्रपत्र क में अविष्ट आरोपों पर विभागीय पत्रांक 5419 दिनांक 09.06.2009 द्वारा मो 0 अंसारी 
से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । मो 0 अंसारी के पत्रांक -0 कैम्प पटना दिनांक 01.09.2009 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित 
किया गया । मो ० अंसारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 288 दिनांक 08.01.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान से 
मंतव्य मांगा गया । जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 409 / सी ० दिनांक 19.02.2010 द्वारा मंतव्य में मो 0 अंसारी के 
स्पष्टीकरण को स्वीकार ( सम्प्रति मृत ) योग्य प्रतिवेदित किया गया । जिला पदाधिकारी, सिवान से प्राप्त मंतव्य पर विभागीय 
पत्रांक 8588 दिनांक 01.09.2010 एवं अनुवर्ती स्मार पत्र द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से विभागीय मंतव्य की मांग की गयी । 
ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य अप्राप्त रहा । 

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत मो 0 अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13608 
दिनांक 29.06.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया , जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल , छपरा को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 647 दिनांक 13.03.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया 
गया । उक्त जाँच प्रतिवेदन में मो 0 अंसारी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को समुचित साक्ष्य के अभाव में अप्रमाणित 
प्रतिवेदित किया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कुछ Specific बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं 
दिया गया था , फलतः विभागीय पत्रांक 1013 दिनांक 27.01.2017 एवं अनुवर्ती स्मार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से इन 
Specific आरोपों पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परंतु ग्रामीण विकास विभाग का स्पष्ट मंतव्य अप्राप्त 
रहा । 

मो 0 अंसारी दिनांक 31.01.2017 को विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान ही सेवानिवृत्त हो गये । अतएव उनके 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1786 दिनांक 15.02.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 
1950 के नियम 43( बी ) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया । 

इस बीच मो 0 अंसारी की पत्नी द्वारा दिनांक 04.04.2018 को विभाग में सूचना दी गयी कि मो0 अंसारी की मृत्यु 
दिनांक 25.03.2018 को INSTITUTE OF LIVER AND BILIARY SCIENCE D - 1 VASANT KUNJ , 
NEW DELHI में हो चुकी है । 

अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मो 0 कासिम अंसारी (बि 0 प्र 0 से 0), कोटि क्रमांक 494/11, तत्कालीन प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान की दिनांक 25.03.2018 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही 
को विभागीय परिपत्र संख्या 3 / एम0-29 / 2016 सा 0 प्र0-8811 दिनांक 18.07.2017 के आलोक में संचिकास्त किया जाता है । 
आदेश : -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 
भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शिवमहादेव , अवर सचिव । 


.. 


सं 0 2 / आरोप - 01-38 / 2012 - सा 0 प्र0-5931 


संकल्प 

9 मई 2018 
मो 0 मोबीन अली अंसारी (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 459/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर अंचल , गया सम्प्रति 
अपर समाहर्ता, दरभंगा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 2249 दिनांक 21.05.2012 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्रों एवं बिहार टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती गैर मजरूआ आम भूमि / गैर मजरूआ 
मालिक जमीन का लगान निर्धारण करने संबंधी आरोप के लिए आरोप प्रपत्र क गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त , मगध प्रमंडल , 
गया को प्रेषित किया गया , जिसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी गयी । 

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2598 दिनांक 24.02.2014 द्वारा मो 0 अंसारी के 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त , पटना प्रमण्डल , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया 
गया । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 92 दिनांक 23.01.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया , जिसमें मो 0 अंसारी के 
विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

उल्लेखनीय है कि जाँच के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोपों के समर्थन में विभागीय पक्ष को ठीक ढंग 
से प्रस्तुत नहीं करने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए समीक्षोपरांत बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (i) के प्रावधानों के तहत् नियम 17 के 
उपबंधों के अनुसार मो 0 अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की पुनः जाँच करने का निर्णय लिया गया । विभागीय पत्रांक 
4920 दिनांक 

04.04.2016 द्वारा संयुक्त आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 18 (i) के प्रावधानों के तहत् नियम 17 के उपबंधों के अनुसार आरोपों की पुनः जाँच कर 
जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


25 


3. आयुक्त, पटना प्रमण्डल , पटना के पत्रांक 927 दिनांक 23.06.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, 
जिसमें मो 0 अंसारी के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा सभी आरोपों के निष्कर्ष में आरोपी 
पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करने , नियम के विरूद्ध काम करने , निदेशों / नियमों की त्रुटिपूर्ण 
व्याख्या करने, बिना सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किये स्वयं अपने स्तर से मामले को निष्पादित करने इत्यादि निष्कर्ष 
प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 9976 दिनांक 03.08.2017 द्वारा मो 0 अंसारी से अभ्यावेदन की मांग 
की गयी । उक्त के आलोक में मो 0 अंसारी के पत्रांक 917 दिनांक 06.09.2017 द्वारा अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया । मो ० 
अंसारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों का उल्लेख 
किया गया, जिसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण / बचाव बयान में किया गया था । 

4. मो 0 अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा समर्पित अभ्यावेदन के 
सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो 0 अंसारी के विरूद्ध आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के होने तथा उन्हें नियमों 
का लगातार उल्लंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बड़ी संख्या में आदेश पारित करने का दोषी पाया गया । अतएव 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मो 0 अंसारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके 
विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 ( vii) के तहत् “ वर्तमान कालमान 
वेतन एवं कोटि ( उप विकास आयुक्त ) से एक स्तर नीचे के पद एवं कोटि ( उप सचिव) में स्थायी रूप से अवनति ” का दण्ड 
देने का निर्णय लिया गया । 

5. विभागीय पत्रांक 15773 दिनांक 11.12.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से मो 0 अंसारी के 
विरूद्ध विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति / परामर्श की मांग की गयी । उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, 
पटना के पत्रांक 52 दिनांक 09.04.2018 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया । 

6. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति एवं अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार 
मो 0 मोबीन अली अंसारी (बि 0 प्र0 से 0), कोटि क्रमांक 459/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी , नगर अंचल , गया सम्प्रति अपर 
समाहर्ता, दरभंगा को नियमों का लगातार उल्लंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बड़ी संख्या में आदेश पारित करने का 
दोषी पाये जाने के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 
( vii) के तहत् " वर्तमान कालमान वेतन एवं कोटि ( उप विकास आयुक्त ) से एक स्तर नीचे के पद एवं कोटि ( उप 
सचिव ) में स्थायी रूप से अवनति " का दंड दिया जाता है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव , अवर सचिव । 


सं 0 2 / सी03-30156 / 1999 –सा0 प्र0-6543 


संकल्प 

21 मई 2018 
मो 0 शमीम अख्तर (बि 0 प्र 0 से 0), कोटि क्रमांक 575/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , सिमडेगा, गुमला 
सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता- सह - प्रभारी निदेशक , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लखीसराय के विरूद्ध इंदिरा आवास निर्माण 
में अनियमितता कर 45,000 / - रू 0 एवं 75 बोरे सीमेन्ट की आपूर्ति कर सरकारी राशि का गबन करने संबंधी प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही चलाने की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 374 
दिनांक 23.01.2000 एवं अनुवर्ती शुद्धि - पत्र सं0-651 दिनांक 06.02.2001 द्वारा निलम्बित किया गया था । मो 0 अख्तर द्वारा मा 0 
उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका सं0-1485 / 01 में दिनांक 27.02.2001 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय 
आदेश सं0-1727 दिनांक 29.03.2001 द्वारा दिनांक 27.02.2001 के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया गया । मो 0 अख्तर के विरूद्ध 
प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1382 दिनांक 16.03.2001 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की 
गयी । 

महानिदेशक , सेन्ट फॉर गुड गर्वेनस सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक 104 दिनांक 29.08.2013 द्वारा मो 0 अख्तर के 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
में मो 0 अख्तर के विरूद्ध सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

मो 0 अख्तर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच 
प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मो 0 अख्तर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त करने का निर्णय लिया है । 

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मो0 शमीम अख्तर (बि 0 प्र 0 से0 ), कोटि क्रमांक 575/11, तत्कालीन प्रखंड 
विकास पदाधिकारी, सिमडेगा , गुमला सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता - सह- प्रभारी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 


- 


26 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


लखीसराय के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1382 दिनांक 16.03.2001 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त 
किया जाता है । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


सं 0 2 / सी0-1017 / 2009 - सा 0 प्र0-6789 


- 


संकल्प 

24 मई 2018 
श्री अनिल कुमार ( बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर 
सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी के विरूद्ध इंदिरा आवास की काफी बड़ी राशि को रोक कर रखने, गलत 
मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने, सैकड़ों इंदिरा आवास लाभुकों का खाता खोलकर छ: माह से अधिक अवधि तक उन खातों में 
राशि नहीं भेजने तथा राशि की उपलब्धता के बावजूद इंदिरा आवास के लिए उक्त राशि का व्यय नहीं करने संबंधित प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 299 दिनांक 08.01.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

उक्त विभागीय कार्यवाही में नामित संचालन पदाधिकारी - सह - प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के पत्रांक 
681 दिनांक 20.01.2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को वृहत दण्ड 
दिये जाने का विनिश्चय किया गया । विभागीय पत्रांक 3229 दिनांक 12.03.2011 एवं स्मार पत्रांक 5392 दिनांक 13.05.2011 
द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण - पृच्छा की मांग की गयी । श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण - पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया 
गया । तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित वृहत् दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय 
पत्रांक 3280 दिनांक 01.03.2012 द्वारा सहमति / परामर्श की अपेक्षा की गयी । आयोग के पत्रांक 51 दिनांक 10.04.2012 द्वारा श्री 
कुमार के विरूद्ध प्रस्तावित वृहत् दण्ड पर सहमति / परामर्श प्रदान की गयी । आयोग के मंतव्य के आलोक में बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) ( संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम -14 में विहित प्रावधान के तहत श्री कुमार को 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8732 दिनांक 19.06.2012 द्वारा चार वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निलंबन 
अवधि (दिनांक 25.05.2009 से 17.03.2011 तक ) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दण्ड 
अधिरोपित एवं संसूचित किया गया । 

उपरोक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 संख्या 14476/2012 
दायर किया गया , जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2013 के आलोक में विभागीय पत्रांक 12336 
दिनांक 25.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए श्री कुमार से उन्हें संसूचित दण्ड के क्रम 
में कारण - पृच्छा की मांग की गयी । श्री कुमार के अभ्यावेदन दिनांक 26.08.2013 द्वारा समर्पित कारण - पृच्छा में उन्हीं तथ्यों का 
उल्लेख किया गया, जो पूर्व में उनके द्वारा समर्पित किया गया था । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार 
द्वारा समर्पित कारण – पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -14 में विहित प्रावधानों के तहत चार वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव 
से रोक एवं निलंबन अवधि (दिनांक 25.05.2009 से 17.03.2011 तक ) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी 
देय नहीं का दण्ड निरूपित करने का विनिश्चय करते हुए विभागीय पत्रांक 2249 दिनांक 17.02.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा 
आयोग , पटना से सहमति / परामर्श की मांग की गयी । आयोग के पत्रांक 760 दिनांक 30.06.2014 द्वारा प्रस्तावित दण्ड को 
अनुपातिक नहीं मानते हुए दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी परन्तु आयोग द्वारा प्रस्तावित दण्ड के अनुपातिक नहीं होने 
के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों एवं जाँच प्रतिवेदन के 
समीक्षोपरान्त आयोग के सहमति / परामर्श से असहमत होते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को संकल्प ज्ञापांक 12573 दिनांक 
10.09.2014 द्वारा पूर्ववत बरकरार रखने का निर्णय लिया गया । 

श्री अनिल कुमार (बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 940/11 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर 
सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद्, मसौढ़ी द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12573 दिनांक 10.09.2014 द्वारा संसूचित 
दण्ड के विरूद्ध सी 0 डब्लू0 जे0 सी 0 संख्या 6082/2015 अनिल कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया । इस वाद में 
माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12573 दिनांक 10.09.2014 
द्वारा निर्गत दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया । उक्त न्यायादेश (दिनांक 06.01.2016) का कार्यकारी अंश निम्नवत है : 

“ The Court is left with no option but to quash the impugned order, contained in 
Annexure - 12 and allow the writ application . 

Let a copy of the order be marked to the Principal Secretary, General Administration 
Department as well as the Chief Secretary, Government of Bihar, to review the situation and to 
ensure that the officers who are saddled with the responsibility of holding departmental 
enquiry either know their job or they are trained to deliver. " 





बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


27 


माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध संबंधित विधि पदाधिकारी, श्री अशोक कुमार केसरी, ए 0 ए0 जी0-11 के 
पत्रांक 261 दिनांक 12.01.2016 द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा एल 0 पी 0 ए 0 संख्या 947/2016 (बिहार 
राज्य एवं अन्य बनाम अनिल कुमार) दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2017 को पारित आदेश 
द्वारा प्रासंगिक एल 0 पी 0 ए0 को रद्द कर दिया गया । सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 संख्या 6082/2015 में दिनांक 06.01.2016 को पारित 
आदेश के अनुपालन हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद एम 0 जे 0 सी 0 संख्या 805/2016 दायर किया 
गया । एम0 जे 0 सी 0 संख्या 805/2016 में दिनांक 06.09.2017 का पारित न्यायादेश निम्नवत है : 

" Counsel for the State does accept the position that the LPA against the order of the 
Learned Single Judge has been dismissed on 23.08.2017 . 

In view of the same, they are willing to take steps for compliance of the order within 
two weeks . 

Matter will be listed after two weeks, i.e., on 20th of September, 2017.” 

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनिल कुमार 
( बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर, समस्तीपुर सम्प्रति कार्यपालक 
पदाधिकारी , नगर परिषद्, मसौढ़ी के विरूद्ध निर्गत दण्डादेश को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया । संकल्प ज्ञापांक 
12573 दिनांक 10.09.2014 द्वारा श्री कुमार को अधिरोपित एवं संसूचित दण्ड को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12055 दिनांक 18.09. 
2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में 
श्री कुमार की दिनांक 25.05.2009 से 17.03.2011 तक की निलंबन अवधि को कार्य पर बिताई गयी अवधि मानते 
हुए पूर्ण वेतन भुगतान की स्वीकृति के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश प्राप्त हुआ । 

अतः श्री अनिल कुमार (बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 940/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , उजियारपुर, 
समस्तीपुर सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मसौढ़ी की दिनांक 25.05.2009 से 17.03.2011 तक की निलंबन 
अवधि को कार्य पर बिताई गयी अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को दी जाय । 

राज्यपाल के आदेशानुसार, 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / सी0-10178 / 2008 - सा 0 प्र0-4544 


संकल्प 

5 अप्रील 2018 
श्री अरविन्द कुमार (बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 691/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी -सह -प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
हरलाखी, मधुबनी सम्प्रति उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बक्सर ( अतिरिक्त प्रभार अपर 
समाहर्ता, बक्सर) के विरूद्ध आधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी निदेश / आदेश तथा उच्चाधिकारियों के आदेश का 
उल्लंघन करने संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग के पत्रांक 512 दिनांक 30.07.2009 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ । 

श्री कुमार 

के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय पत्रांक 4364 दिनांक 14.05.2009 द्वारा उन्हें स्पष्टीकरण समर्पित 
करने का निदेश दिया गया । उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी , मधुबनी के पत्रांक 554 दिनांक 10.02.2016 के साथ संलग्न 
श्री कुमार के पत्रांक 706 दिनांक 08.09.2009 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ । विभागीय पत्रांक 10892 दिनांक 05.11.2009 द्वारा 
श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक 1063 दिनांक 24.04.2010 द्वारा 
निर्गत मंतव्य जो आयुक्त कार्यालय , दरभंगा के पत्रांक 981 दिनांक 17.07.2010 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ । उक्त मंतव्य में 
प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य / संतोषप्रद नहीं है । श्री कुमार के स्पष्टीकरण एवं जिला 
पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा गठित मंतव्य पर विभागीय पत्रांक 9436 दिनांक 23.09.2010 द्वारा आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से 
मंतव्य की मांग की गयी थी , जो स्मारित किये जाने के बावजूद विभाग को प्राप्त नहीं हुआ । 

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा उनके अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी निदेश / आदेश 
तथा उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप प्रतिवेदित हैं । आरोप मुख्यतया कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं 
स्वेच्छाचारिता का है, जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं । 

श्री 

कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण को जिला पदाधिकारी , मधुबनी द्वारा अपने मंतव्य में संतोषजनक नहीं पाया गया एवं 
प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उक्त 
स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मन्तव्य पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को 
कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत 
प्रावधानों के तहत् निन्दन तथा एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । 


28 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरविन्द कुमार (बि 0 प्र 0 से0 ), कोटि क्रमांक 691/11, तत्कालीन 
अंचलाधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , हरलाखी, मधुबनी सम्प्रति उप विकास आयुक्त - सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद् , बक्सर ( अतिरिक्त प्रभार - अपर समाहर्ता, बक्सर) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है : 

(i) निन्दन तथा 

(ii ) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-67 / 2012 - सा 0 प्र0-6292 


4 . 


संकल्प 

15 मई 2018 
श्री अवध किशोर प्रसाद ( सेवानिवृत्त बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम , 
खगड़िया के विरूद्ध खाद्यान्न के उठाव एवं आपूर्ति में अनियमितता बरतने तथा खाद्यान्न की कालाबाजारी करने आदि के 
आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक 3299 दिनांक 25.05.2012 द्वारा आरोप - पत्र प्रपत्र 
क गठित कर ( साक्ष्य सहित ) उपलब्ध कराया गया । 

2. विभागीय पत्रांक 17111 दिनांक 14.12.2012 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित प्रपत्र क के संदर्भ में स्पष्टीकरण 
की मांग किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 27.12.2012 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री प्रसाद के समर्पित 
स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1051 दिनांक 21.01.2013, 2532 दिनांक 13.02.2013 एवं 5581 दिनांक 05.04.2013 द्वारा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मन्तव्य की मांग की गयी, किन्तु उक्त मन्तव्य सम्प्रति अप्राप्त रहा । 

3. प्रतिवेदित आरोप एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15297 
दिनांक 19.09.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43( बी ) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें 
विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग - सह - अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना के पत्रांक 1289 दिनांक 
30.03.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध कुल -11 आरोपों में से आरोप संख्या-06 एवं 08 को 
प्रमाणित तथा आरोप संख्या -07 को आंशिक रूप से प्रमाणित और शेष आरोपों ( आरोप संख्या -01 से 05 एवं 09 से 11) को 
अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 5509 दिनांक 08.05.2017 द्वारा श्री प्रसाद से 
अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 03.06.2017 को बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया । श्री प्रसाद द्वारा 
समर्पित बचाव बयान में किसी नए तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया । 

5. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण / अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को स्टॉक के गबन को रोकने में तथा उसे जाँच कर उजागर 
करने में प्रशासनिक रूप से विफल साबित पाया गया । उनको मुख्यालय के निदेशों के आलोक में भंडारित खाद्यान्न का 
सत्यापन नहीं किये जाने का भी दोषी पाया गया । अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अवध किशोर प्रसाद ( सेवानिवृत्त 
बि 0 प्र 0 से 0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की 
गंभीरता को देखते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43( बी ) के तहत "पेंशन से 20 % (बीस प्रतिशत की राशि) की 
कटौती पाँच वर्षों तक " करने का दंड विनिश्चित किया गया । 

6. विभागीय पत्रांक 5585 दिनांक 27.04.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग , पटना से श्री प्रसाद के विरूद्ध 
विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर परामर्श की मांग की गई । आयोग के पत्रांक 367 दिनांक 15.05.2018 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार 
द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी । 

7. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अवध 
किशोर प्रसाद ( सेवानिवृत्त बि 0प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 506/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, खगड़िया के 
विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43(बी ) के तहत "पेंशन से 20 % (बीस प्रतिशत की राशि ) की कटौती पाँच 
वर्षों तक " करने का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


29 


सं 0 2 / मुक0-05-25 / 2014 –सा 0 मा0-2413 


संकल्प 

20 फरवरी 2018 
श्री देवेन्द्र कुमार सविता (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा के विरूद्ध 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16693 दिनांक 29.12.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है । 

उल्लेखनीय है कि श्री सविता दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । 

अतः श्री देवेन्द्र कुमार सविता (बि 0प्र0 से0), सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन 
नियमावली, 1950 के नियम -43( बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया जाता है । 
आदेश : -आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / सी0-1012 / 2008 - सा 0 प्र0-16693 


संकल्प 

29 दिसम्बर 2017 
श्री देवेन्द्र कुमार सविता ( बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर 
सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा के पत्रांक 156 / मु ० 
दिनांक 16.04.2008 द्वारा प्रपत्र क में आरोप यथा -बिना किसी आरोप अथवा परिवाद - पत्र प्राप्त हुए बनियापुर अंचल में 
जमाबन्दी में की गयी कथित अनियमितता की जाँच कर तथ्यों से परे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने , कार्यपालक पदाधिकारी, 
नगर परिषद, छपरा के रूप में नगर परिषद , छपरा के दाखिल खारिज वादों के निष्पादन हेतु अभिरूचि नहीं लेने, नगर 
परिषद के अन्तर्गत मेधा सूची एवं रोस्टर के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची पैनल निर्माण समिति के सदस्यगण के 
हस्ताक्षर पश्चात वापस नहीं करने, सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा 
अनधिकृत अनुपस्थिति के दौरान में मोबाईल का स्वीचऑफ रखने एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु संचिका लंबित 
रखने इत्यादि गठित कर उपलब्ध कराया गया । 

प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 11934 दिनांक 18.07.2013 द्वारा श्री सविता से स्पष्टीकरण की मांग की 
गयी । कई स्मार - पत्र दिए जाने के बावजूद श्री सविता का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा । 

सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार संकल्प ज्ञापांक 10769 दिनांक 04.08.2014 द्वारा श्री 
सविता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी 
नियुक्त किया गया । 

आयुक्त - सह - संचालन पदाधिकारी, सारण प्रमंडल , छपरा के पत्रांक 1003 दिनांक 09.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 
उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सविता के विरूद्ध कुल 06 आरोपों में से 05 आरोपों को प्रमाणित एवं 01 आरोप को आंशिक 
प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 8073 दिनांक 29.05.2015 द्वारा श्री 
सविता से अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सविता द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2015 को 
समर्पित किया गया । उक्त अभ्यावेदन में श्री सविता द्वारा अपने विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को निराधार एवं पूर्वाग्रह से 
प्रेरित बताया गया । 

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार सविता , (बि 0 प्र0 से 0), कोटि क्रमांक 356/11, 
तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना द्वारा समर्पित 
अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत " संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक 
का दंड दिए जाने का निर्णय लिया गया । 

विभागीय पत्रांक 21 दिनांक 04.01.2016 के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 363 दिनांक 06.05.2016 
द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति प्रदान की गयी । तदनुसार श्री देवेन्द्र कुमार सविता, (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 356/11, 
तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना के विरूद्ध 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7642 दिनांक 30.05.2016 द्वारा दंडादेश निर्गत किया गया । 

उक्त दंड के विरूद्ध श्री सविता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 संख्या 16672/2014 दायर 
किया गया, जिसमें दिनांक 06.10.2017 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है : 

“ So far as second contention of the learned counsel for the petitioner is concerned , on 
consideration of submission of both the parties and perusal of records, I find that the enquiry 


30 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


officer submitted his enquiry report vide Annexure - A to the counter affidavit without 
following the procedure under Rule 17 of the CCA Rules, 2005. From perusal of the enquiry 
report, it appears on the face of it that the enquiry officer did not allow the presenting officer 
to examine any witness or produce any documents. Even the presenting officer did not 
appear on any date before the enquiry officer. Rule 17 of the CCA Rules, 2005 provides that if 
the proceedee, government servant does not appear, the enquiry officer shall fix the 
departmental enquiry ex -parte and ask the presenting officer to produce oral and 
documentary evidence in order to prove the charge against the proceedee, but from the 
enquiry report, itself, it appears that the enquiry officer has not, in fact, followed any 
procedure prescribed under Rule 17 of the CCA Rules, 2005 and submitted the enquiry report 
on his own, after perusal of the documents attached with the Form K i.e. memo of charge . 
Therefore, I find that on such enquiry report, infliction of punishment is not sustainable in the 
eye of law as there is no enquiry report in view of Sub Rule 23 of Rule 17 of the CCA Rules, 
2005. 

Thus, Resolution dated 04.08.2014 as contained in Memo No. 10769 ( Annexure - 1) and 
Resolution bearing Memo No. 7642 Patna dated 30.05.2016 ( Annexure -6 ) are set aside and 
the writ petition is, accordingly, allowed . The matter is remitted to the disciplinary authority 
to proceed further in accordance with law ." 

माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश में श्री सविता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी 
द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं किये 
जाने के आधार पर श्री सविता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निर्गत 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10769 दिनांक 04.08.2014 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7642 दिनांक 30.05.2016 द्वारा निर्गत 
दंडादेश को निरस्त करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार को नियमानुसार कार्रवाई किये जाने का आदेश दिया गया है । 

माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार सविता 
( बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन 
विभाग, बिहार , पटना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10769 दिनांक 04.08.2014 एवं 
दंडादेश विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7642 दिनांक 30.05.2016 को निरस्त किया जाता है तथा उनके विरूद्ध बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही 
संचालित की जाती है । 

उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है 
तथा जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 

जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को 
सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी 
विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना को सूचित करेंगे । 

श्री सविता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / सी0-10170 / 2008 - सा 0 प्र0-5985 


संकल्प 

10 मई 2018 
श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी (बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 01/08, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी , बाँका सम्प्रति 
सेवानिवृत्त के विरूद्ध विशेष अंगीभूत योनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में बेलहर, रजौन एवं धोरैयां प्रखंड के आवेदकों हेतु 
अनुदान की राशि को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सरकार के दिशा -निर्देशों के विपरीत बाँका प्रखंड एवं धोरैयां पैक्स को 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


31 


क्रमशः मो 0 14,01,000 / - ( चौदह लाख एक हजार) रूपये एवं 6,00,000 / - ( छ: लाख ) रूपये गलत मंशा से उपलब्ध करा कर 
संबंधित पैक्स प्रबंधक की मिली भगत से अप्रत्यक्ष रूप से गबन करने संबंधी आरोप के लिए जिला पदाधिकारी , बाँका के पत्रांक 
557 दिनांक 07.06.2008 द्वारा आरोप - पत्र प्रपत्र क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

2 . 

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 13468 दिनांक 23.12.2008 द्वारा श्री द्विवेदी से स्पष्टीकरण की मांग की 
गयी । श्री द्विवेदी का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5389 दिनांक 08.06.2009 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । दिनांक 
31.08.2009 को श्री द्विवेदी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 9689 दिनांक 01.10.2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया । विभागीय 
जाँच आयुक्त के पत्र ज्ञापांक 149 दिनांक 30.03.2015 द्वारा श्री द्विवेदी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को श्री दीपक 
कुमार सिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग - सह - अपर विभागीय जाँच आयुक्त , पटना को हस्तांतरित किया गया । 

3. श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक 1540 दिनांक 04.12.2017 द्वारा श्री द्विवेदी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही 
का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री द्विवेदी के ऊपर लगाये गये आरोप - पत्र, उनके द्वारा समर्पित 
बचाव बयान, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा दिये गये तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गयी सुनवाई के आधार पर श्री द्विवेदी के 
विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया । 

4. श्री द्विवेदी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जाँच के सम्पूर्ण विश्लेषण से 
आरोपित पदाधिकारी के मिली भगत या उनके द्वारा गबन में सहभागिता अथवा सरकार के दिशा -निर्देश को जान - बूझकर 
अवहेलना किये जाने की बात प्रमाणित नहीं होती है । श्री द्विवेदी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप से स्पष्ट है कि इस संबंध में ना 
तो जाँच की गई एवं ना ही यह आरोपों को सही तरीके से गठित किया गया । धोरैया पैक्स को राशि दी गई अथवा नहीं एवं 
धोरैया प्रखंड के आवेदनों के संबंध में कोई जाँच नहीं की गयी । 

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री द्विवेदी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी 
द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए 
श्री द्विवेदी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । 

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिनेश चन्द्र द्विवेदी (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 01/08, तत्कालीन 
जिला कल्याण पदाधिकारी, बाँका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए 
संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-45 / 2017 - सा 0 प्र0-6479 


संकल्प 

18 मई 2018 
श्री दीपू कुमार (बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 823/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा सम्प्रति वरीय उप 
समाहर्ता, भागलपुर के विरूद्ध इंदिरा आवास के आवंटन में नियमों की अनदेखी करने एवं बी 0 पी 0 एल 0 क्रम का उल्लंघन 
करने / पंचायत विशेष को निर्धारित संख्या से काफी अंधिक संख्या में इंदिरा आवास उपलब्ध कराने / पूरे प्रखंड में ऐसे लोगों 
को इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने, जिन्हें पूर्व में लाभ दिया जा चुका था / प्रखंड में ऐसे लोगों को इंदिरा आवास दिये 
जाने, जिन्हें पूर्व से पक्का मकान था / कुछ ऐसे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने, जिनका बी 0 पी 0एल0 सूची में 
नाम नहीं था / एक ही परिवार में एक से अधिक इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने आरोपों के लिए गठित आरोप - पत्र प्रपत्र 
क ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 333879 दिनांक 18.10.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ । उक्त के 
आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप - पत्र गठित किया गया । 

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक 14496 दिनांक 16.11.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग किये जाने 
पर श्री कुमार के पत्रांक 2922 दिनांक 09.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय 
पत्रांक 768 दिनांक 16.01.2018 द्वारा प्रधान सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी । उक्त 
के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 356629 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्रेषित मंतव्य में श्री कुमार के स्ष्टीकरण को 
संतोषजनक नहीं प्रतिवेदित किया गया । 

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग 
द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम -17(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का 
निर्णय लिया गया है । विभागीय कार्यवाही में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला 
पदाधिकारी, वैशाली द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


32 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
जिला पदाधिकारी, वैशाली से अनुरोध है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने 
हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त , तिरहुत 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना को सूचित किया जाय । 

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी 
अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / मुक0-05-12 / 2016 ( खंड )-सा0 प्र0-6612 


संकल्प 

22 मई 2018 
श्री फतेह फैयाज (बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 932/11 , तत्कालीन अंचल अधिकारी, पोठिया , किशनगंज के विरूद्ध 
किशनगंज जिले में चाय की खेती के लिए सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती में की गई अनियमितताओं यथा: - सरकारी भूमि 
की अस्थायी लीज बंदोबस्ती की अनुशंसा, पूर्व निर्धारित दर पर भूमि आबंटित करने, परिपत्र की गलत व्याख्या करने, एक ही 
परिवार के कई व्यक्तियों को सरकारी भूमि लीज पर देने के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 218 (6) 
दिनांक 11.06.2006 द्वारा आरोप प्रपत्र क गठित कर उपलब्ध कराया गया । 

2. प्रतिवेदित आरोपों, श्री फैयाज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्राप्त मंतव्य के 
समीक्षोपरांत श्री फैयाज के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किये जाने योग्य प्रतिवेदित किया गया । विभागीय संकल्प संख्या 
5035 दिनांक 01.06.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

3. विभागीय कार्यवाही में आयुक्त , पूर्णियां प्रमंडल - सह - संचालन पदाधिकारी पत्रांक 419 दिनांक 17.02.2010 द्वारा 
समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 18 
(1) के तहत संचालन पदाधिकारी को पुर्नजाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया । आयुक्त, पूर्णियां 
प्रमंडल - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1867 दिनांक 22.06.2012 द्वारा पुर्नजाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । 

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक -11704 दिनांक 25.08.2014 द्वारा श्री 
फैयाज को "मूल कोटि के वेतन के प्रारम्भिक प्रक्रम पर अवनति ” का वृहत दण्ड दिया एवं संसूचित किया गया । 

5. पुर्नजाँच के निर्णय तथा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री फैयाज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर 
सी 0 डब्लू0 जे0 सी 0 सं0-11700 / 2013 डॉ 0 फातेह फैयाज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2015 
को अंतिम आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है: 

" 14. As the impugned notice dated 21.09.2012 itself was violative of principles of natural 
justice, the impugned punishment, dated 25.08.2014 ( Annexure 28 ) awarded by General 
Administration Department, Govt. of Bihar would equally be not sustainable in law and as such , 
both the orders dated 23.11.2011 and 25.08.2014 are hereby set aside. 

15. Since the petitioner has succeeded on technical issue, the matter is remitted to the 
disciplinary authority to proceed afresh from the stage of issuing fresh show -cause notice in 
accordance with law . 

16. It is expected that the proceeding would be completed preferably within a period of 
four months and not beyond six months, from the date of receipt a copy of this order. 

17. With the aforesaid observations, the petition is disposed of wihtout prejudice to 
either sides. " 

6. पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दंडादेश 
संकल्प ज्ञापांक 11704 दिनांक 25.08.2014 को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2569 दिनांक 19.02.2016 द्वारा निरस्त किया गया । 

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की कंडिका 15 एवं 16 में निहित आदेश के अनुपालोनार्थ 
संचालन पदाधिकारी - सह- आयुक्त , पूर्णियाँ प्रमंडल , पूर्णियाँ के पत्रांक 419 दिनांक 17.02.2010 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
के समीक्षोपरांत असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 2581 दिनांक 19.02.2016 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी । श्री 
फैयाज द्वारा समर्पित अभ्यावेदन (दिनांक 05.03.2016 ) पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 5891 दिनांक 27.04.2016 द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित किया गया 

(i) निन्दन ( वर्ष 1999-2000 ) 
( ii ) तीन वर्षों के लिए संचयात्मक प्रभाव के बिना कालमान वेतन में पाँच निम्नत्तर प्रक्रम पर अवनति एवं 


- 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


33 


( iii) दंड के प्रभावी रहने की अवधि में वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित नहीं की जा सकेगी शास्ति के अवधि के समाप्ति के 
बाद भवष्यि के वेतनवृद्धियाँ स्वतः अनुमान्य होने लगेगी । 

8. उक्त दंड के विरूद्ध डॉ 0 फैयाज द्वारा पटना उच्च न्यायालय, पटना में सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 संख्या -15658 / 2016 
दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2017 को पारित किया गया, जिसका कार्यकारी आदेश 
निम्नवत् है: 

" In result the order bearing memo No. 5891 dated 27.04.2016 passed by the State 
Government in its General Administration Department is quashed and set aside. 

The writ petition is allowed with all consequential benefits which should be provided to 
the petitioner within a period of 3 months from the date of receipt/production of a copy of this 
order. " 

9. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल 0 पी 0 ए0 सं0 1619/2017 दायर 
किया गया, जिसमें दिनांक 20.03.2018 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नांकित है: 

" In our considered view , the learned writ Court has not committed any error in doing so . 
We see no reason to make any indugence into the matter. The appeal is accordingly dismissed ." 

10. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक 5891 दिनांक 27.04.2016 को पारित दंडादेश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । 

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री फैयाज (बि 0 प्र0 से 0), कोटि क्रमांक 932/11, तत्कालीन अंचल 
अधिकारी, पोठिया , किशनगंज सम्प्रति वरीय उपसमाहर्ता, औरंगाबाद को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5891 दिनांक 27.04.2016 
को पारित दंडादेश को निरस्त किया जाता है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-31 / 2014 - सा 0 प्र0-5923 


2 . 


संकल्प 

9 मई 2018 
श्री गिरधारी लाल ( बि 0 प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 1175/11 , तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी , पटोरी, समस्तीपुर सम्प्रति 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़, पटना के विरूद्ध आयुक्त के सचिव , दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा के पत्रांक 1137 दिनांक 22.09. 
2016 द्वारा उच्चाधिकारी के स्पष्ट निदेश के बावजूद व्यवस्थित रूप से साहाय्य कार्य संचालित नहीं किए जाने के कारण बाढ़ 
प्रभावितों के लिए पर्याप्त आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद भी ससमय राहत उपलब्ध नहीं कराने, राहत सामग्रियों का वितरण 
नहीं किये जाने , बाढ़ साहाय्य कार्यों के सही पर्यवेक्षण नहीं करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा बाढ़ राहत 
वितरण में अनियमितता संबंधी आरोप के लिए आरोप - पत्र प्रपत्र क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में श्री लाल से विभागीय पत्रांक 15760 दिनांक 25.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण 
समर्पित करने का निदेश दिया गया । श्री लाल के पत्र दिनांक 30.12.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री लाल द्वारा 
समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 820 दिनांक 23.01.2017 द्वारा आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा से मंतव्य की गयी । 
उक्त के आलोक में आयुक्त कार्यालय, दरभंगा के पत्रांक 613 दिनांक 13.06.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । 

3. श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं आयुक्त , दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा से प्राप्त मंतव्य 
पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक जाँचोंपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14105 दिनांक 08.11.2017 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

4. विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक 167 / अनु० दिनांक 19.02.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । 
जाँच प्रतिवेदन में श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित तीनों आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । 

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण , आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल , 
दरभंगा द्वारा प्राप्त मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया 
गया कि श्री लाल द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी का प्रभार ग्रहण दिनांक 26.08.2013 है । श्री लाल के प्रभार ग्रहण की 
तिथि के पूर्व (दिनांक 26.08.2013 ) राहत शिविरों की स्थिति खराब थी । आयुक्त दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा द्वारा जिला 
पदाधिकारी, समस्तीपुर के मंतव्य से असहमत होने का कोई ठोस साक्ष्य / कारण नहीं दिया गया है । श्री लाल द्वारा समर्पित 
साक्ष्य के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि प्रभार ग्रहण के पश्चात राहत कार्यों को पूरा करने का श्री लाल द्वारा हर संभव 
प्रयास किया गया है । माननीय मंत्री महोदया ( आपदा प्रबंधन) द्वारा साहाय्य शिविरों का निरीक्षण करने एवं राहत समाग्रियों के 
वितरण नहीं करने के आरोप के संबंध में तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा न तो स्वयं सत्यापन किया गया और न ही किसी 
वरीय पदाधिकारी से इसका सत्यापन कराया गया । माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन को बाढ़ पीड़ितों द्वारा बताये गये आरोप के 


34 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
आधार पर की राहत सामग्रियों का वितरण नहीं हो पा रहा है पर आधारित है, लेकिन दूसरी ओर माननीय मंत्री महोदया द्वारा 
आरोपित पदाधिकारी को प्रशंसा – पत्र भी दिया गया । यह बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के समय संवादहीनता के कारण ऐसा हुआ 
है । आरोप संख्या -3 पूर्णतः दायर 

लोकहित याचिका के आधार पर गठित है । माननीय न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका को समाप्त कर दी गई है । 
अतः इस आरोप को Sustain नहीं किया जा सकता है । 

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री लाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को 
संचिकास्त किये जाने का निर्णय लिया गया । 

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री गिरधारी लाल (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 1175/11, तत्कालीन 
अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी, समस्तीपुर सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़, पटना के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के जाँच 
प्रतिवेदन से सहमत होते हुए संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव , अवर सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-42 / 2012 - सा 0 प्र0-2918 


- 


- 


संकल्प 

1 मार्च 2018 
श्री जनक कुमार (बि 0प्र0 से0), कोटि क्रमांक 1193/11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो सम्प्रति अनुमंडल लोक 
शिकायत निवारण पदाधिकारी, जयनगर के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक को ससमय सूचना 
उपलब्ध नहीं कराने तथा भिन्न -भिन्न तिथियों को भिन्न - भिन्न अर्थात् भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने संबंधी आरोपों के लिए जिला 
पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक 536 दिनांक 22.08.2015 द्वारा आरोप - पत्र प्रपत्र क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया 
गया । उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 12781 दिनांक 28.08.2015 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री 
कुमार के पत्र दिनांक 02.09.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कतिपय कागजातों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया 
गया । विभागीय पत्रांक 16683 दिनांक 02.12.2015 द्वारा संबंधित कार्यालय से अभिलेख की प्रतियाँ प्राप्त कर स्पष्टीकरण समर्पित 
करने का निदेश दिया गया । श्री कुमार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है । 

2. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य संबंधी अभिलेखों की समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा 
जाँचोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के संगत प्रावधानों के तहत् 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1199 दिनांक 22.01.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल , 
पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

3. आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना के पत्रांक 1579 दिनांक 18.10.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । 
जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध पहले आरोप को प्रमाणित एवं दूसरे आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया । उक्त जाँच 
प्रतिवेदन में पाये गये प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 15148 दिनांक 29.11.2017 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग 
की गयी । श्री कुमार के पत्रांक 2224 दिनांक 20.12.2017 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया । 

4. श्री कुमार का समर्पित अभ्यावेदन में कहना है कि सूचनावेदक श्री सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् 
अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 1337 दिनांक 07.06.2010 द्वारा समाहर्ता, भोजपुर को सूचना उपलब्ध 
कराने हेतु हस्तान्तरित किया गया । जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके श्री सिंह ( सूचनावेदक ) 
का प्रपत्र क सूचना उपलब्ध कराने हेतु कब भेजा गया ? उनका कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें राज्य सूचना आयोग के 
वाद सं0-45666 / 10-11 में ज्ञापांक 14189 दिनांक 11.01.2012 द्वारा प्राप्त हुयी थी । नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त उनके द्वारा 
ज्ञापांक 28 दिनांक 30.03.2012 द्वारा उस समय उपलब्ध सूचना आवेदक श्री राधाकिशुन सिंह को उपलब्ध करायी गयी । उसके 
पश्चात् श्री राधाकिशुन सिंह को दिए गए सूचना का उल्लेख संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के जाँच 
प्रतिवेदन में अंकित किया गया है । आगे उनका कहना है कि उनके द्वारा इसमें कोई विलंब नहीं किया गया है । 

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं 
समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा पीरो अनुमंडल पदाधिकारी का 
पदभार ग्रहण दिनांक 04.04.2010 को किया गया था । तत्पष्चात् 2010 के विधानसभा निर्वाचन में व्यस्त होने के कारण उनके द्वारा 
इस मामले में ससमय सूचना नहीं दी जा सकी । उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक सूचना देने हेतु 
समय निर्धारित है । ऐसे में लगभग दो वर्षों के पश्चात् सूचना उपलब्ध कराने हेतु चुनावी व्यस्तता को कारण बताना मान्य नहीं हो 
सकता है । स्पष्ट रूप से श्री कुमार द्वारा इस मामले में सूचना देने में विलम्ब किया गया । संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इसी 
आशय का उल्लेख समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है । अतएव संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन 
में प्रमाणित आरोपों से सहमत होते हुए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
संगत प्रावधानों के तहत "निन्दन " ( आरोप वर्ष 2010-11) एवं एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड 
संसूचित करने का निर्णय लिया गया । 


- 


- 


- 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


35 


: 


6. अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जनक कुमार (बि 0प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 1193/11 तत्कालीन 
अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो सम्प्रति अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड दिया एवं संसूचित 
किया जाता है : 

(i) "निन्दन " ( आरोप वर्ष 2010-11) एवं 

(ii ) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-48 / 2017 - सा 0 प्र0-6914 


संकल्प 

28 मई 2018 
श्री कृष्ण कुमार (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 377/11, तत्कालीन विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना सहरसा 
सम्प्रति निलंबित मुख्यालय - आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के विरूद्ध सरकारी मानदण्डों के अनुरूप बैंक से अंतरण 
एवं बैंक खाता का संचालन नहीं करने, बचत खाता से सूद की राशि की अधिप्राप्ति नहीं करने एवं सहरसा से भागलपुर के 
बैंक में राशि स्थानातरित कर सृजन महिला विकास सहयोग समिति के लिए जालसाजी एवं फर्जीवाड़ा का मार्ग प्रशस्त करने 
संबंधी आरोपों के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1859 दिनांक 06.12.2017 द्वारा आरोप - पत्र प्रपत्र क 
गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16387 दिनांक 22.12.2017 द्वारा 
निलंबित किया गया । जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त आरोपों पर विभागीय स्तर पर आरोप - पत्र गठित कर अनुशासनिक 
प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक 16388 दिनांक 23.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण 
समर्पित करने का निदेश दिया गया । श्री कुमार के पत्र दिनांक 05.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । समर्पित 
स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1108 दिनांक 23.01.2018 द्वारा जल संसाधन विभाग से मंतव्य की मांग की गयी । जल 
संसाधन विभाग के पत्रांक 461 दिनांक 02.04.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये 
सभी आरोपों के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया । 
अनुशासनिक प्राधिकार 

द्वारा 

श्री 

कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जल संसाधन विभाग 
द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है , 
जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित 
किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

जल संसाधन विभाग को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग 
प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी 
विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना को सूचित करेंगे । 

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-26 / 2016 -सा0 प्र0-5846 


संकल्प 

8 मई 2018 
श्री कृष्ण मोहन प्रसाद (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 472/11, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सह - काराधीक्षक , 
मंडल कारा, दरभंगा सम्प्रति जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, गया के विरूद्ध कारा एवं सुधार 
सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग ( कारा ) के पत्रांक 7456 दिनांक 15.12.2016 द्वारा काराधीक्षक , मंडल कारा, दरभंगा के 
पदस्थापन अवधि में बन्दी सियाराम सहनी की मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गयी टिप्पणी में कारा 


36 

बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 
प्रशासन को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद के विरूद्ध बन्दी के ईलाज में लापरवाही एवं असंवेदनशीलता बरतने के 
लिए आरोप - पत्र प्रपत्र क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक 91 दिनांक 06.01.2017 द्वारा स्पष्टीकरण 
समर्पित करने का निदेश दिया गया । पुनः विभागीय पत्रांक 334 दिनांक 05.01.2018 द्वारा श्री प्रसाद को स्मारित भी किया 
गया । उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1362 दिनांक 14.02.2018 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये 
पत्र में श्री प्रसाद को तामिला प्रतिवेदन भी उपलब्ध है, जिसमें दिनांक 04.02.2018 को श्री प्रसाद को पत्र का तामिला कराया 
गया है, लेकिन इसके बावजूद भी श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण सम्प्रति अप्राप्त रहा । 

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में 
अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के संगत प्रावधानों के 
तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी तथा 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा) द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग ( कारा) को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में 
संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त 
कर संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना को सूचित करेंगे । 

श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी 
अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / आरोप - 01-07 / 2017 - सा 0 प्र0-2628 


संकल्प 

23 फरवरी 2018 
श्री मदन कुमार (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 904/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर सम्प्रति निलंबित 
मुख्यालय - प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण , छपरा के विरूद्ध दिनांक 14.01.2017 को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के 
दौरान हुई नाव दुर्घटना की जाँचोपरान्त उच्च स्तरीय द्वि - सदस्यीय जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 
समीक्षोपरान्त श्री कुमार को गंभीर प्रशासनिक चूक एवं विधि व्यवस्था में लापरवाही का दोषी पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार 
द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2292 दिनांक 24.02.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -9(1)( क ) के तहत् निलंबित किया गया था । 

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

3. अतएव वर्णित स्थिति में श्री मदन कुमार (बि 0 प्र0 से 0), कोटि क्रमांक 904/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, 
सोनपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय - प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण, छपरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -11 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है । 

4. निलंबनावधि के संबंध में बाद में निर्णय लिया जाएगा । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / सी0- 10136 / 2010 - सा 0 प्र0-2629 


संकल्प 

23 फरवरी 2018 
श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह (बि 0 प्र 0 से 0), कोटि क्रमांक 711/11, सेवानिवृत्त भू - सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास 
बोर्ड, पटना के विरूद्ध प्रशासनिक पदाधिकारी, स्टेट आर0 सी 0 एच 0 ऑफिस, नामकुम, राँची, झारखंड पदस्थापन अवधि में 
दवा, चिकित्सकीय उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों के क्रय में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोप के लिए विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 6668 दिनांक 11.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । श्री सिंह दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृत्त 
हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है । 

अतः श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह (बि 0 प्र0 से0), कोटि क्रमांक 711/11, सेवानिवृत्त भू - सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य 
आवास बोर्ड, पटना के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन 1950 के नियम 43 ( बी ) के तहत सम्परिवर्तित 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 11 जुलाई 2018 


37 


आदेश: -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
भीम प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सं 0 2 / मुक0- 532 / 2011 - सा 0 प्र0-3411 


- 


: 


संकल्प 

12 मार्च 2018 
श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (बि 0 प्र0 से 0), कोटि क्रमांक 948/11 , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली, 
खगड़िया सम्प्रति आप्त सचिव , माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विशेष जिला पदाधिकारी, खगड़िया 
द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच नावों के परिचालन में लापरवाही बरतने एवं कतिपय नावों को कागज पर ही चलाने संबंधित 
प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री अग्रवाल को सरकार के आदेशानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10391 दिनांक 16.10.2007 के द्वारा आदेश 
निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया । प्रतिवेदित आरोप के आलोक मे विभागीय संकल्प संख्या 627 दिनांक 01.07.2009 के 
द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2931 दिनांक 11.12.2009 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 
विभाग को समर्पित किया गया । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में उपलब्ध कागजातों की 
सम्यक् समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम के 
नियम -14 में निहित प्रावधानों के तहत् विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1336 दिनांक 10.02.2010 द्वारा श्री अग्रवाल को आदेश 
निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दंड संसूचित किया गया : 

( क ) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक , 
( ख ) निलंबन अवधि में कोई प्रोन्नति देय नहीं होगा । 

उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध श्री अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी 0 डब्लू 0 जे0 सी 0 सं 0 
11215/11 दायर की गयी । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2017 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है 

" As the aforesaid act of the disciplinary authority in differing from the finding of the 
enquiry officer and recording a different conclusion is contrary to the law laid down by the 
Hon ble Supreme Court in the case of Punjab National Bank & Ors Versus Kunj Behari Misra, 
[( 1998 ) 7 SCC 84 ], followed consistently by the Hon ble Supreme Court in various cases and 
finally crystallized in the case of S.P. Malhotra Vs. Punjab National Bank & Ors [( 2013) 7 SCC 
251 ], this Court has no hesitation in holding that the act of the respondents in imposing the 
punishment for the reasons recorded hereinabove are unsustainable and there is no reason why 
the petition should not be allowed . Accordingly, this petition is allowed and the order impugned , 
Annexure -6 , dated 10.02.2010 stands quashed . 

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, प्राप्त 
स्पष्टीकरण , जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में संधारित अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुन: समीक्षा की गयी । 
समीक्षोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अग्रवाल के विरूद्ध विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 1336 दिनांक 10.02.2010 द्वारा संसूचित दंड को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है । 

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (बि 0प्र 0 से0), कोटि क्रमांक 948/11, तत्कालीन 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली, खगड़िया सम्प्रति आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार , पटना के 
विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1336 दिनांक 10.02.2010 द्वारा संसूचित दंड को निरस्त किया जाता है । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
भीम प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


